अथ 
अप्टमोऽध्यायः 


(5) 
अजुन के सात प्रश्न 
[१] 


अजु'न उवाच 
किं तदन्न किमध्यात्मं कि. कर्म पुरुपोचम ! 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैबं किम्रुच्यते ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेउस्मिनमधुसदन । 
अयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतास्ममिः ॥क#े 
( घो भगण गो० ८ ० १, २ इलोक } 

छष्पय 

अरजुन बोले--प्रभो / आए तो हैं पृरुपोत्तस। 

पूछें कछु हीं गरन जिनहिँ समकूँ सरवोत्तम॥ 

ब्रह्म कौन कू कहें आप मोळ बतलामें। 

कोन क्यो “अध्यात्म” ताहि स्वामी समुझामें ॥ 
करम कीन कुँ फहत हैं, कौन कहो अधिमूत है। 
काड भ्रधिदैवत कहत, सव दुसरी करतूत है॥ 


छ है पूदषोत्तम ! बह ब्रह्म वर्मा है ? अध्यात्म वया है ? कमें क्‍या 
है? प्रधिमूर फिसे कहते है पौर घषिदंय किसका नाम है ।!१।४ 

हे मधुसूदन ! यही पर प्रधिमछ वया है भौर शरीर में बह ऊकसे है रै 
राधा नियनारमा पुरुषों द्वारा भाप पन्त में कैसे जाने जाते है (२0. ४ 





पर्जुन के सात प्रश्न vs 


- साधारणतया जो आँखो से-प्रत्यक्ष-दीखता है। उस विषय 
में तो सभी एकमत है । पृथ्वी है, जल है, सूर्य चन्द्रमा हैं। ये सभी 
प्राँखवालों को दीखते है। बाबु प्रत्यक्ष नही दीखती, उसका प्रनु- 
मान लगाते हैं । यद्यपि उसका साक्षावृकार नेत्र इन्द्रिय द्वारा नहीं 
होता, फिर भी स्पर्शन्द्रिय द्वारा उपका साक्षात्कार होता है। 
आकाश का अनुमान शब्द द्वारा थ्रोश्रिय द्वारा होता है। इस 
प्रकार पंचभ्रूतों को किसी न किमी रूप में प्रायः सभी मानते हैं। 
इनका साक्षातकार इन्द्रियों द्वारा होता है । बिन्तु जो भ्रतीस्ट्रिय 
है, जहाँ इन्द्रियों को तो बात ही क्या मन तथा बुद्धि की भी पहुँच 
नहीं, शास्त्रों में उसी के सम्बन्ध में मतभेद हैं। नाना ऋषियो के 
श्रात्मा के सम्बन्ध में नाना मत हैं, क्‍योंकि थात्मा ग्रतीन्द्रिय है। 
चह नेत्रों का विषय नहीं, श्रन्य इन्द्रियों द्वारा वह अमुमान से भी 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । कोई भी प्रमाण उसे सिद्ध करने 
में समथ नहीं । कहो शाख ही प्रभाग है, तो शास्त्र एक नहीं 
भ्रनेक शास्त हैं। आप कहोगे धारप प्रमाण मान लो । ऋषियों के 
वचन ग्रापं कहे जाते हैं, तो ऋषि मी श्रनेक हैं। उनमें से कोई 
कहता है, ब्रह्म है कोई कहता है, ब्रह्म नही है । इनमें से किसकी 
बात मामे । शास्त्रों में जा भी कुछ बाद विवाद वा मुख्य विषय 
है, वह ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा तथा भगवान्‌ के ही विषय में है । 
समस्त शास्त्र इसे सिद्ध करने में अपना पुरुपा दिखा रहे हैं।' 
जो कहते हैं ब्रह्म है, वे उसके झत्तित्व के सम्बन्ध में नाना तरक 
उठाकर भाँति-भांति फे प्रमाण देकर उसके भ्रस्तिरव की सिद्ध 
करने में लगे हुए हैं। 

जो कहते हैं नहीं है, वे नाना युक्तियों से, भाँति-भाँति के तर्को 
से उसके नास्तित्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। कौन को बात सत्य 
हे कोन की वात प्रसत्य है'इसे तो यदि ब्रह्म माम का कोई होगा, 


षः भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


तो वही जानता होगा । किन्तु एक बात भ्रवश्य है, विना अस्तित्व 
के नाम या संज्ञा होती नहीं । ब्रह्मा न होता तो वह बाद विवाद 
का विषय न बनता ! एक फल है, उसे देखकर एक झादमी कहता 
है-यह घाम है । दूसरा कहता है यह आम नहीं है। इनमें नहीं 
कहने वाला भी भाम का प्रस्तित्व मानता है । जो कहता “नहीं- 
है! वह नहीं के साथ श्रस्तित्व मानता है। जो कहता है-- हैं! वह 
बिना नही के अस्तित्व मानता है । यह जिसका संकेत किया जा 
रहा है वह भले ही झाम न हो, किन्तु आम' नाम के किसी फल 
का ग्रास्तित्व नहीं है” कहने वाला भी स्वोकार करता है! 

वस्तु तो वह है, किन्तु ऐसी वस्तु है जिसे इन्द्रियां मन के 
सहित खोज कर लोट भाती हैं, मनके सहित इन्द्रियां उसका पत्ता 
-नहीं पा सकतीं । इस पर नास्तिक कहता है जिसका पतान 
-इन्द्रियाँ ही पाती हैं और न मन तथा बुद्धि जिसके सम्बन्ध में 
बहने में समर्थे हैं, ऐसो वस्तु का हम अस्तित्व ही नही मानते । 
मत मानों अस्तित्व । तुमसे कहता कोन है, कि प्रस्तित्व मानों, 
जब नही है तो तुम उसके भ्रस्तित्व के श्रभाव की सिद्ध करने के 
लिये इतने व्यग्र क्यों बने रहते हो। उसके होते के भंडाफीर 
करने के लिये इतने तर्को को क्यों देते हो। तुम उसका भस्तित्व 
मिटाने को व्यग्र हो, इसी से सिद्ध होता है, कि तुम ऊपर से 
-नृहीं है नहीं कह रहे हो । तुम्हारे भीतर उसका भ्रस्तित्व विद्य- « 
मान है, किन्तु तुम अपनी मान्यता के श्रनुसार स्‍भास्तिक कहलाने 
में श्रपना धपमान समभते हो । उसी निवेलता को छिपाने को 
तुम बार-बार कहते हो नहीं है नही है। इसमें मान्यता ही प्रधान 
है। मान्यता होती है प्रपनो श्रद्धा के भनुसार मान्यता को तक 
द्वारा कोई सिद्ध नही कर सकता । 

इससे सिद्ध हुमा संसार में दो मान्यता के . पुरुष होते ह, 


"` अर्जुन के सात प्रश्न ४६ 
सथोंकि मतंभेद भी सनातन ही है सृष्टि के समस्त वाद विवाद 
मतभेद पर झवलम्बित हैँ। मतभेद न हो, तब तो कोई विवाद ही 
नहीं । एक मान्यता वाले तो कहते हैं ब्रह्म नहीं है । भब क्यों नहीं 
है,,कंसा नहीं है इस विषय में उन लोगों में भी बहुत से थवान्तर 
भेद हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं, कि ब्रह्म नहीं है, उन ग्रन्थों 
को नास्तिक दर्शन या नास्तिक शास्त्र कहते हैं । 

जिनकी मान्यता है, आत्मा है, उनके ग्रन्थों को झास्तिक दर्शन 
या झ्रास्तिक शास्त्र कहते हैं। वह है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, कोई 
कहता है द्रत है, कोई कहता है, श्रद्व॑ त है, कोई कहता है विशिष्ट 
अर त है, कोई कहता है शुद्ध भद्दैत है, कोई कहता है त श्रद्वत्त 
है, कोई कहता प्रचिन्त्य अढ्वंत है, इस प्रकार भ्रस्तिव मानने 
वालों में भी बहुत से धवान्तर भेद हैं। किन्तु भास्तिक लोग नाना 
युक्तियों से थामा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। बह आत्मा का 
श्रस्तित्व मानकर ही श्रपना कथन झारम्भ करते हैँ । 

सुतजी कहते हैँ-मुनियो ! जब भगवान्‌ ने पिछले अध्याय 
में ब्रह्म, अध्यात्म, झधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और अन्त समय 
में ब्रह्मतान इन शब्दों का प्रयोग किया, तब र्जुन को प्रश्न उठने 
का सूत्र मिल गया। उन्हीं के आधार पर उन्होंने सात प्रश्न 
किये। 

भर्जुन ने कहा--“भगवन्‌ ! श्राषके कथन के सम्बन्ध में भापसे 
में कुछ पूछना चाहता हूँ?” 

भगवान्‌ ने हँसकर कहा~“माई, इतनी देर से तो तुझे समझा 
रहा है, फिर भी तुम पूछता चाहते हो, अपने झाप ही विचार 
विवेक द्वारा तुम अपनी शंका का समाधान क्यों नहीं कर लेते १” 

अर्जुन ने कहा--'प्रभो ! मेरी बुद्धि अल्प है आप महाम है। 


५० भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


में नर है श्राप नारायण हैं। में पुरुष हूँ आप पुरुपोतम हैं। पुरुष 
को जो शंका होगो वह पुरुषोत्तम से ही पूछेगा ।” | 
हि वते हुए भगवान्‌ बोले--“अच्छा पूछो क्या-क्या पूछते 
ह ? 4] 

धर्जुन ने कहा--“हे पुरुषोत्तम ! एक नहीं मेरे सातःसात 
प्रश्न हैं । सबका आपको उत्तर देना पड़ेगा ।” 

अगवानु ने कहा--'सात नहीं सात सो प्रश्‍न पूछो। में सब 
का उत्तर दुंगा ।” 

अर्जुन ने कहा-भगवन्‌ ! मेरा पहिला प्रश्‍न तो यह है, जिस 
ब्रह्म का भाप बार-बार प्रयोग करते हैं, वह ब्रह्म है क्या ? 

भगवान ने कहा--“भ्रच्छा पहिला प्रश्न हो गया, दूसरा 
बता्रो ?” 

अर्जुन नै कहा--“अ्रष्यात्म शब्द को भी श्राप बहुत कहते हैं,. 
उस भ्रष्यात्म का यथार्थ तत्त्व मुझे सममाइये ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“अच्छा तीसरा प्रश्न क्या है?” 

भ्र्जुन ने कहा--तीस रा प्रश्न यह है कि हत्या की जड़ यह 
कमें ही है। श्राप भारम्म से ही मुझे कर्म करने पर वल दे रहे 
हैं। इस कमे का यथार्थ मम समझा दोजिये । 

भगवान्‌ ने कहा--प्रच्छा चोया प्रशन बया है? 

प्र्जुन ने कहा--“ओोर भषिमूत का भ्र्थ बता दें ?” अधिभूत 
किसे कहते हैं ? 

भयवान्‌ ने कहा--पांचर्वां ? 

अर्जुन बोले-पाँचयाँ यह ब्रतार्वे कि जिसको भधिदेवत कहते 
हैं, वह्‌ किस भाव में प्रयुक्त होता है ? 

भगवान्‌ ने कहां--&टवां प्रश्‍न क्या है? 

भर्जुन ने कहा-झाप तो भगवन्‌ ! मधुसूदन हुँन? महानु 


पर्जुन के सात प्रश्न ३१ 


उपद्रव करने वाले ब्रह्माजी को भो डराने वाले मथुकेटव की श्रापने 
मारकर दरह्माजी को निर्भय बना दिया इसी प्रकार मुझे भी 
निर्भय बना दें। प्रापने प्रधियज्ञ का भी प्रयोग किया है । अधियज्ञ 
का झमिप्राय यज्ञ के श्रधिष्ठाता परमात्मा से है क्‍या ? इस 
देह में ही वह भ्रधियज्ञ रहता है या इस देह के बाहर? यदि 
इस देह में हो है तो वह कोन है प्रौर उसका चिन्तन केसे करें । 

भगवान्‌ ने कहा-सातवे प्रश्‍न को भी बता दे। 

श्र्जुन ते कहा--“'अंतिम सातवां प्रश्न मेरा यही है, समस्त 
आस्तिक शास्र इसो बात को कहते हैं कि श्रन्तिम समय-मरण 
काल में-केवल श्रापको ही पुरुष द्वारा केसे जानना चाहिये। सो 
हे प्रभो ! मरते समय एकाग्र हुए पुरुषों को झापकी केसे जानना 
चाहिये ?” 

सूतजी कहते हें--“मुनियो ! भर्जून के इन सातौं प्रश्नों का 
भगवान्‌ जेसे उत्तर देंगे उप्षका वणेन मै आगे करूंगा । 


छषप्पय 
काक तुमने कहथों फेरि अधिवत्व गुताई। 
केसे यह अधियज्ञ रहे या तन के माहीं॥ 
ही में कहे शब्द परिमापिक स्वाभी । 
करिकं सब इस्पप्ट बताओ अन्तरजाभी ॥ 
हे मघुसूदत पुरुषको, शन्त समय जब आतु हैं। 
नियताला नर उननि तें, केसे जान्यो जाठ है॥ 


By 


अजु न के ६ प्रश्नों का उत्तर 
[२] 


श्री भगवानुवाच 
अचार ब्रह्म परम स्त्रमावोऽध्यात्मधयुचयते । 
विसर्ग ९ ०००. 
भूतभावोद्भवकरो ¦ कर्मसंज्ञितः ॥ 
अधिभूतं चरी भावः पुरुपश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियश्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूवाँ वर॥® 
(श्री भग० गी? ५ प्र० हे, ४ इलो०)" 
छप्पय 
चोले पुनि यगवान--बह अक्षर तुम मानों। 
जो घर होवे नहीं परम अच्तर तिहि जानो॥ 
जाको नास स्वमाव जीषज ताहि'कहत हैं। 
आनिनि में ही बसै देह में नित्य रहत हर 

सब भूतनि के भाव कूँ, करें विसर्गं बतावते । 

ताकी संज्ञा करम है, करता बनि करबावते ॥ 

# भगवान, ने कहा--परम भक्षर हो ब्रह्म है, स्वभांव ही अध्यात्म 
कहा गया है । सूती के भावों को उत्पन्न करने वाला विसर्ग-त्याग-की 
ही कमं संज्ञा है ॥३॥ 

क्षरमाव ही प्रधिभ्रूत है भ्रौर पुरुप भधिदंव है । देहघारियों में हे 
प्यारे ! मैं ही भ्रधियज्ञ हूँ ॥४॥ 


भजु न के ६ प्रश्नों का उत्तर ५३ 


हमारे समस्त वेदशाख ब्रह्मा की ही जिज्ञासा से भरे पड़े हैं । युग 
दोष के कारण झव तो प्रायः सभो लोग भ्रब्यात्मताद से तथा 
धर्म से पराङ मुख से हो गये है । श्रब व्यक्तिगत रूप से कोई 
अध्यात्मचिन्तन श्रौर धर्माचरण भले ही करले । सामूहिक रूप में 
सामाजिक रूप में अ्रव अध्यात्म जिज्ञासा प्रायः नहों रही । 
अब तो पेसा प्रौर प्रतिष्ठा के ही लिये प्रयत्न किया जाता है। 
अधिकांश नर-नारी शिश्नोदर परायण हो गये हैं। चर्चा के विषय 
यौन सम्बन्ध और रसना के स्वाद ये ही रह गये हैं। प्राचीन 
काल का वर्ण घोर द्ाश्रम घर्म भी छिन्न-भिन्न प्रायः हो गया है । 
पहिले जब इस देश में वणे थौर श्राश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी, 
तव ब्राह्मणों का एकमात्र कमे अध्ययन अध्यापन ही था । वे यज्ञ, 
दान तपस्या द्वारा अपने श्रन्तःकरण को शरीर को निर्मल बनाकर 
वेदशाखों के भ्ध्ययन धष्यापन में ही निरन्तर तल्लोन रहते । उस 
समय के क्षत्रिय शासक ऐसे अ्रध्ययमशील वेदज्ञ ब्राह्मणों की 
समस्त धावश्यकताग्ों को पूति करते । क्षत्रिय राजागणा भी वेदों 
में पारंगत होते । चे भी अध्यात्म विद्या में अत्यन्त रुचि रखते । 
उस समय की महिलायें भी ब्रह्मवादिनी हुघ्रा करती थीं। उस 
समय सर्वत्र श्रव्याऱम विद्या का बोलवाला था । राजागण यज्ञ- 
यागादि धार्मिक कृत्यों में ही श्रपते धन का व्यय करते । बड़े-बड़े 
यज्ञ होते, उनमें दूर-दूर के ज्ञानी ऋषि महि श्राते। शाशों की 
चर्चा होती । परस्पर में शासार्थं करते । राजा लोग इन विषयों 
में भ्रत्यन्त रस लेते। उन दिनों सबसे वडा धन गोधन ही मांना 
जाता था। जिसे जितमो ही भ्रधिर गौएँ दी जाती थीं,-उते 
उतना ही भ्रधिक सम्मानित समझा जाता शा। बहुत से जनक 
भजातशत्रु आदि राजा तो इतने भारी ब्रह्मावैत्ता थे, कि झच्छे- 
भच्छे ब्राह्मण उनसे उपदेश लेने आते थे । उनकी सभाओं मै सदा 


५४ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


अध्यात्म चर्चा ही चला करती थी। भगवानु व्यास जी ने अपने 
जन्मजात ज्ञानी ब्रह्मतिष्ठ पुत्र शुकदेव को भी शिक्षा ग्रहण करने 
जनकजी के ही समीप भेजा था। उन दिनों मिथिला के महाराजा 
जनक की ज्ञानियों में अत्यधिक ख्याति थी, वे पब्रह्मवेत्ताओं का 
बहुत प्रधिक सम्मान क्रिया करते थे। उनके ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी 
वेदशास्त्रों में अनेक प्रसंग हैं, यहाँ हम केवल एक प्रसंग देकर 
यह बतावगे कि उप्त समय ब्रह्माविद्या का कितना भारी महत्त्व था 
और पुरुष ही नहीं नारियाँ भा इस विषय में परम पारंगता थीं। 

एक बार महाराज जनक ने एक बड़ा भारो यञ्च किया! देश 
देशान्तरों के बहुत से वेदश ब्राह्मण उस यज्ञ में बुनाये गये थे। 
दूर-दूर से ऋषि, महि, राजपि ब्रह्मथि उस यज में पघारे थे । 
इतने भारी वेदज्ञ ब्राह्मणों के समुह को देखकर विद्या व्यासंगी, 
सत्संग प्रिय ब्रह्मज्ञानो राजाजनक परम प्रमुदित हुए। बे यह 
जानना चाहते थे, इन सब ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ तात्विक 
विवेचन करने वाला कौन है । जिसे में भ्रधिक से अधिक सम्मानित 
कर सक्नु । इकके लिये उन्होंने एक उपाय सोचा । 

यह पहिले ही बताया जा चुक्रा है, किउ समय गौ को 
ही सर्वश्रेष्ठ सम्मावित घन माना जाता था। अङ्गः राजा ने दश 
सहस्न सुंदर दुघारू सवत्सा सीघो गीएँ मेंगवाई। उनके सींगों में 
दश दशपाद सुवण बंधवा दिया । भौर सव ब्राह्मणों से हाथ 
जोड़कर विनीत भाव से कहा-”भ्राप लोगों में से जो सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता हो, वह इन गोम्रों को ले जाय ।” सहसां लाखों ब्रह्म 
वेत्ता वेदज्ञ श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ वहाँ ब्राह्मण थे, किन्तु श्रपगे 
फो स्वयं सर्वश्रेष्ठ कोन वहे। कोई बहे भी तो सह्नां विद्वानु 
उससे एक साय शास्त्राथं करने को उद्यत हो जाते। सभी उससे 
द्रप करने लगते, कि यह हमें भ्रपने से छोटा सममा है। प्रतः 


परजुन के ६ प्रश्नों का उत्तर ५५ 


“किसी ने ऐसा साहस नहीं किया । जव सब चुप हो गये, गोएँ के 
लिये किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब ब्रह्म ज्ञानी महघि याज्ञवल्क्य 
जी ने बड़ी ही नम्नता से अपने शिष्य सेकहा--“वत्स ! इन सब 

-गौझओं को अपने भ्राश्नम पर हाँक ले चलो ।” 

भव तो क्या था, मानों किसी ने वर के छत्तों में हाथ डाल 
दिया हो । जो पने को वेदश ज्ञानी मानते थे, उन सबने अपना 

“बहुत श्रपमान समझा । महषि को पहिले तो कुषित कराने की 
“चेष्टा करने लगे । 

यज्ञ के जो प्रधान होता थे पहिले उन्होने हो कहा--बयों 
जी | तुम भ्रपने को इन सब में सर्वश्रष्ठ ब्रह्मवेत्ता मानते हो? 

अत्यन्त ही नम्रता के साथ महपि यावल्क्यजी ने कहा-- 
“ब्रह्मवेत्ताओं की तो हम चरण घूलि हैं, उन्हें तो हम सिर से 
प्रणाम करते हैं। कोई गोओं को नहीं ले रहा था, हमें गौश्रों की 

"आवश्यकता थी, इसीलिये लिये जाते हैं।” 

ऋषिका ऐसा सौभ्य सरल मुदु उत्तर सुनकर सभी स्तब्ध रह 
“गये । व शास्त्राथं छिड़ा । नेको वेदज्ञो ने झनेक प्रश्न किये । 
ऋषि ने सभी का समाधान किया । उन विद्वानों में महि वचक्मु 
की पुद गार्गो भी थी । उसने भी ब्रह्मथि से पूछा। उसने स्थूल 
से ही प्रश्‍न उठाया । उसने कहा--ये जितने पार्थिव पदार्थं हैं, वे 
सब पृथ्वी का झाश्रय लेकर अवस्थित हैं। पृथ्वी जल में ग्रोत- 
ओत है। जल किसमें श्रोत-प्रोत है ? 

याज्ञवल्क्य जी ने कहा--जल तेज में धोत-श्रोत है। 

गार्गी ने पुछा-तेज किसमें प्रतिष्ठित है? 

या०_तेज वायु में प्रतिष्ठित है । 

गा०--वायु किसमें प्रतिष्ठित है। 

या०वायु झाकाश में । 


५६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


गा०--श्राकाश किसमें ? 

या०--थाकाश अन्तरिक्ष में । 

गा०-भ्रन्तरिक्ष किसमें ? 

या०— अन्तरिक्ष गन्धव लोक में । 

गा०--गन्धवंलोक किसमें ? 

या०-भ्रादित्यलोक में । 

गा०-श्रादित्यलोक जिसमें ? 

या०—चन्द्रलोक में । 

गा०--चन्द्रलोक किसमें ? 

या०_चन्द्रलोक नक्षत्रलोक में । 

गा०--नक्षत्रलोक किसमें ? 

या०--दैवलोक में । 

गा०--देवलोक किसमें ? 

या०--इन्द्रलोक में । 

गा०—इन्द्रलोक किसमें झोत प्रोत है ? 

या०--प्रजापतिलोक में । 

गा०- प्रजापतिलोक किसमें ? 

या०— ब्रह्मलोक में । 

या०ब्रह्मनोक किसमें झोत प्रोत है ? 

थ्व तो याज्ञपल्क्यजी को कुछ रोष प्रा गया, वे बोले--“देखो 
गार्गी ! प्रति प्रश्न महीं किया जाता। सबकी भ्रवस्थिति ब्रह्म 
पर्यन्त ही है। सबका कही भो तो प्रवसान होगा । इससे धागे तुम 
प्रश्न करोगी, तो तुम्हारा मस्तक घड़ से पृथक्‌ हो जायगा ।” 

गार्गी यह सुनकर चुप हो गयी । फिर उम्रने पूछा भ्रच्छा एक 
बात प्रोर बता दें-प्रक्षर तत्त जिसे कहते हैं ? 

इस पर महपि याज्ञवल्कय जी से कहा--“गार्गी ! तुमने जिस 


ग्रु के ६ प्रश्नों का उत्तर ५७- 


श्रक्षर के सम्बन्ध में मुझसे पूछा है, उसे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण गण 
अस्थूल भौर भ्रनणु-प्रर्थात्‌ प्रणु से भी रहित-कहते हैं इमी 
अक्षेर के शासन में सूये, चन्द्र तथा श्राकाशदि टिके हैं । यही 
सबका इष्टा है । इसके ग्रतिरिक्त अन्य कोई दष्टा नहीं।” इस 
प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने भ्रक्षर तत्त्व का भलो भाँति निरूपण 
करके यागो को सन्तुष्ट किया इस पर गार्गी ने तथा ग्न्य सभी 
विद्वानों ने याजवल्वय जी का लोहा मान लिया उन्हें सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्मवेत्ता स्वीकार कर लिया ! 

श्रेष्ठ पुरुष स्थून~हलके-धशन नहीं किया करते वे धातमा 
परमात्मा के निरूपण में ही श्रपने समय को बिताते हैं। अजुन 
ने भी मगवाद्‌ से सवैप्रथम अक्षर ब्रह्म के हो सम्बन्ध में प्रश्न 
किया। 

सूतजी कहते हे--“मुनियो ! जब अजुन ने भगवान्‌ से सात 
प्रश्न किये, तो भगवान्‌ ने जिस कम से अजुन मे प्रश्व किये थे 
उसी क्रम से उत्तर देने को उद्यत हुए ।” 

भगवाम्‌ ने कहा-- अर्जुन सात प्रश्नों में से तुम्हारा पहिला 
प्रश्न कौन-सा है? 

प्रजु न ने कहा-भगवन्‌ ! भेरा पहिला प्रश्न यह है कि ब्रह्म 
क्या है ? 

“भगवान्‌ ने कहा--परम्‌ अक्षर का हो नाम ब्रह्मा है ? 

भजु न ने पूद्धा--प्र-क्षरक्मा है? 

भगवान्‌ चे कहा-जिसका क्षर न हो माश न हो । जिसे प्रका- 
शित करने के लिये अन्य किसी उपकरण की झावश्यकता न हो 
जो परम श्रानन्द स्वरूप हो । जिसकी सत्ता हो, जो जड न होकर 
चतन्य स्वरूप हो :जो आनन्दघन हो ) जिसके प्रकाश से ही सभी 
प्रकाशित होते हों। जिसकी सत्ता से ही सभी सत्ताबान्‌ हों.! 


८ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


जिसके भानन्द, से ही समस्त चराचर ग्रानन्दित होते हो। जो 
किसी के भी द्वारा नाश हो सकता हो। जिसका कभी जन्म 
न हो । वहो भज, ग्रविनाशी, कुटस्थ, सच्चिदानन्द स्वरूप पर- 
मात्मा ब्रह्म है ।” 

भजु न--उसकी उत्तत्ति किमके द्वारा हुई? | 

हँसकर भगवान्‌ ने कहा--“यह तुम्हारा प्रश्न ध्रसंगृत है। 
जब हम वार-बार कह चुके हैं, वह प्रजन्मा है, भनादि है स्वतः 
प्रकाशित है । जो सबका जनक होने पर भी कठुत्व से पृथक्‌ है। 
उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न व्यर्थ है। वह सबका स्वामो 
सगेंगत सब्चिदामन्द स्वरूप है ।” 

भ्रजु न कहा--“अच्छा, भगवन्‌ ! में समझ गया जो भक्षर है 
चही ब्रह्म है । श्रव मेरा दूसरा प्रश्न है भ्रध्यात्म किसे कहते हैं ? ” 

भगवान्‌ ने कहा-स्वभाव को ही भ्रष्यात्म कहा जाता है। 

अर्जुन ने पूछा-स्वभाव क्या ? 

भगवान्‌ ने कहा--स्व-का अर्थ है श्रपना भाव का अर्थ है रूप 
अर्थात्‌ ब्रह्म का जो अपना स्वरूप है, जिसे जीव भो कहते हैं 
अधिप्रात्म अर्थात्‌ अध्यात्म है। यह जीव ही देह में श्रधिष्ठित 
होकर अपने को भोका मानकर नाना भोगों को भोगता सा 
प्रतीत होता है । यहाँ झध्यात्म से शारीर, इन्द्रिय भादि का तात्पर्य 
नहीं है। सुक्ष्म शरीर से युक्त जो चेतन्यांश है उसी से यहाँ अभि- 
प्राय है। - 

ह ने पुछा--भाष मेरे तीसरे प्रश्‍न का उत्तर दें। कर्म 
किसे कहते हैं ? 

मगवान्‌ ने कहा--जो किया जाय वही कम है। 

अर्जुन ने कहा--किया बया जाय? घोर किसके लिये किया 
जाय ? 


भ्रचु न के ६ प्रश्नों का उत्तर ५६ 


भगवान ने कहा--'विस्त्ग ध्रर्थात्‌ त्याग के ही निमित्त जो 
“किया जाय, वास्तव में वही कर्म है । जसे यज्ञ है, यञ्च में आदि से 
“अन्त तक जितना कायं किया जायगा सब त्याग को ही भावना 
से किया जायगा । हवनीय पदार्थों का घृत का, समिधा आदिं का 
अग्नि में त्याग किया जायगा | ऋत्विक्‌, होता, उद्गाता, ब्रह्मा 
आचार्यादि जितने यज्ञ कराने वाले है उनके लिये दक्षिणा के लिये 
द्रव्य का त्याग किया जायया । ब्राह्मणादि तथा श्रन्य समी जीवों 
के लिये अन्न का त्याग किया जायगा । इसी प्रकार दान भी कर्म 
हे, दान में अपनो कहाने वाली वस्तु संकल्प पूर्वेक दुसरे के 
निमित्त त्याग की जाती है। तपस्या भी कर्म है, इसमें अपनी 
समस्त सूख सुविधाभों का त्याग किया जाता है ।” 
अर्जुन ने पूछा--"इस त्याग रूप कमे से होता क्या है ?” 
भगवानु ने कहा- भेया, इस त्याग रूप कमे द्वारा हो तो 
-स्यावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति ्ौर वृद्धि होती है। 
` अजुनने पुछा-त्याग रूप कमे से प्राणियों की उत्पत्ति 
वृद्धि कसे होती है ? 
भगवानु ने कहा--मानव यज्ञ करता है। विधित्रत्‌ किया 
न्हुम्रा हवन-उसको दी हुई भाहुति-सुये को प्राप्त होती है। सूये से 
-बृष्टि होती है। बृष्टि से जीवों की उत्पत्ति होतो है, शन्न पदा 
होता है, श्रन्न से प्राणियों की तृप्ति वृद्धि होती है। इस प्रकार 
“विसर शरर्थात्‌ त्याग से भूतों का भाव-उत्पत्ति तथा उद्धव-इृद्धि 
-होती है। 
भजु न ने पुछा--भधिभूत किसे कहते हैं ? 
भगवान्‌ ने कहा--जेसे भ्रश्षर को ब्रह्म कहा है, वेते ही क्षर 
“भाव को अधिभूत कहा गया है। 
५ भजुन ने पुछा--क्षरमाव बया ? 


६० भागवत दर्शन, सएड ७५ 


भगवान्‌ ने कहा--“जो क्षरित होता रहता हो, विनाश को 
प्राप्त होता हो । वही क्षर कहलाता है। जेसे शरीर है, पंदा होते 
ही यह क्षरित विनाश की श्रोर वढ्ने लगता है । इसी प्रकार 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, भ्रहंकार, पृथ्वी, जल, तेज वायु झाकाश ये 
सबके सब अधिभूत है । इनसे निर्मित सव पदार्थ भ्राधिभौतिक 
कहे जाते हैं।” ; 

अर्जुन ने कहा --“श्रधिदेबत क्सि कहते हैं?” 

भगवानु ने कहा--“जो धारम्म में पुरुपाकार में उत्पन्न हुआ 
है समस्त देवगण जिसके श्रंग हैं, उसी की पुरुप संज्ञा है श्रौर उसे 
ही हिरण्यगर्भे, प्रजापति, सूधात्मा, धज, क तथा ब्रह्मा के नाम 
से पुकारते हैं। उसी की श्रधिदेव संज्ञा है ।'" 

अजुन ने पुछा-फिर श्रधियज्ञ किसे कहते हैं ? 

यह सुनकर भगवानु हत पड़े प्रौर कोले--हे देहधारियों में 
श्रेष्ठ जुन ! भव श्रधियज्ञ के लिये भी तुम्हें बताना पड़ेगा 
कया ? प्यारे मित्र ! इस देह में मे हो अधियज्ञ हूँ ।” 

श्रजु न मे पुछा--प्राप भ्रधियज्ञ केसे हैं, और किस रूप से 
देह में निवास करते हैं ? ड़ 

भगवान्‌ मे कहा-यज्ञ कहो विष्णु कहो, वासुदेव कहो, कृष्ण 
कहो, भगवान्‌ कहो परमात्मा कहो, सब मेरै ही नाम हैं। यज्ञा- 
दिक शुभ कमे पुरुष ही कर सकता है श्रतः पुरुष ही यज्ञ है, वही 
यज्ञ पुरुष कहलाता है, पुरुष ही यज्ञ का विस्तार करता है; उसी 
ने यज्ञ कम को विस्तृत बनाया है। इसलिये यज्ञ पुरुष रूप में तुम 
मुझको ही जानो। ` ० - 

अर्जुन ने पूछा--“प्रभो ! ' मरते, समय-प्रयाणकाल में 
एकाग्रचित्त हुए पुरुषों को आपको किस प्रकार 'णानना चाहिये ?” 


धजु न के ६ प्रश्नों का उत्तर ६१ 


सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! इसका जो भगवाम्‌ उत्तर देंगे 
“उसका वणान में आगे करू'गा ।” ८ 


छप्पय 
जो होगे उतप नाश जाको है जाते। 
भूतनि “वै जो बन्यो वही अधियूत कहारै॥ 
कहें ताहि अधिदैव हिरणमय पुरुष पुरानो । 
सूत्रात्मा ह कहें प्रजापति जाङू जानो॥ 
सब देहानि में बतत हूँ, वासुदेव सोते कहें। 
"चाही कू अधियज्ञ तब, श्रन्तरयामी कहत हैं॥ 





अजुन के अन्तिम सातवें प्रश्न का उत्तर 


[३] 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्युकत्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मदूभावं याति चास्त्यत्र संशयः ॥ 
यं थं चापि स्मरन्भावं र्यजत्यन्ते फल्लेवरम्‌ । 
तं तभेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥£ 


(श्री भग० गौ० ८ भ० ५, ६ इन्रो०) 


छप्पय 


मेरी सुमिरन मो प्रेस तो आफ करावे। 
चिन्तन मेरो सतत अन्त में मोह मिलाप ॥ 
देह त्याग के समय काल जब अन्तिम आवे। 
मेरी करिकें यादि अन्त में मम पद प्रावे॥ 
अर्जुन ! संराय मति करी, निश्चय जाळं जानि तू। 
पावेगो भूष परम पद, अन्तिम करिके मानितू॥ 


क झन्तकाल में जो पुरुष मेरा हौ स्मरण करता हुमा भ्रपने शरीर 
का परित्याग करता है, वह पुरुष मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, इसमें 


सन्देह नही है ॥५॥॥ 
हे कौन्तेय ! प्रन्त काल में जिस-जिस भाव को स्मरण करता हुमा 


प्राणी शरीर त्यागता है, वह उसी-उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि 
यह सदा उसी भाव मे मावित रहा है ॥६॥ 


भजु न के भन्तिम सातवें प्रश्‍न का उत्तर धे 


समस्त शास्त्रों का यही मत है, कि “अन्ते या मतिः सा 
गतिः” अन्त में जैसी मति रहती है, वैसी ही गति होती है। 
अत; अन्त समय मंगलमय होना चाहिये, भन्त में भगवान्‌ का ही 
स्मरण चिन्तन करना चाहिये । शासय ज्ञान अन्त समय को ही. 
बनाने के निमित्त है। श्रापने वर्ष भर परिश्रम किया और अंत में 
जव परीक्षा का समय आया तो आप सो गये किसी प्रकार प्रश्‍न 
पत्र न लिख सके, लिखे भी तो अशुद्ध लिखे, तो आपका वर्ष भर 
का श्रम व्यर्थं गया । इसलिये समस्त प्रयत्न अन्तकाल के ही 
निमित्त होते हैं। एक कोई बड़ा भवन है, उसमें एक ही द्वार है । 
भाषकी आंखों में पट्टी बांधकर आपसे कह दिया गया है, तुम 
बाहर निकल जाओ । तुम दोवार के सहारे-सहारे हाथ से टटोलते 
इए चल रहे हो । जब द्वार समीप आ गया, तो आप सिर खुजामे 
लगे या हाथ से और कार्य करने लगे । दिवाल को टोलवा तो 
छोड़ दिया। पेर बढ़ाते गये । द्वार निकल गया। फिर आपने 
दिवाल का सहारा ले लिया तो फिर भापको भवन का पूरा चकर 
लगाना पड़ेगा । द्वार पर आकर चूक गये सो चूक ही गये । इसी 
प्रकार हम इस संसार में तेत्रों पर पट्टी बाँधे यात्राकर रहे हैं। पता: 
नहीं मृत्यु किस समय आ जाय, अतः दिवाल को कभी नही छोड़ना 
चाहिये। खुजली हो भी ब्रो जहाँ के तहाँ खड़े होकर खुजली 
मिटाकर तथ दिवाल के सहारे से ही चलना चाहिये । एक क्षण 
को भी दिवाल का सहास म छूटे। पता नहीं कब द्वार थ 
जाय इस पर जो सदा सर्वदा भगवन्नाम का भगवत्‌ रूप का 
भगवान्‌ की लीलाओं का भगवद्धामों का निरन्तर सहारा ले 
कर चलते हैं घे द्वार आ जाने पर-भृत्युकाज आ जाने पर- 
उससे पार हो ज्यते हैं। देहरूपी भवन से-संसाररूपी कारावास 
सेन्बाहर हो जाते हैं। समस्त प्रयत्न अन्त समय को बनाने के ही 


प भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


निमित्त होते हैं । आप चाहे जैसे बोलते हों किन्तु ध्वनि संचर्य यन्त 
(टाइप रिकार्ड) के सम्मुख जैसे वोलोगे, ठोक वेसो ही ध्वनि 
आवेगी । छायाचित्र यन्त्र (केमरा) के सम्मुख अन्त में जेसी श्राप 
की कृति होगी गैसा हो चित्र भा जायया । अन्तकाल में जैसा 
स्मरण पुरुष करता है गैसो हो उसकी गति होती है। पुरन्जन स्त्री 
को चिता करते-करते मरा था प्रतः विदर्भं देश के राजा को राज” 
कुमारी के रूप में उत्पन्न हुआ । जीवन भर हम जैसी भावना करते 
रहते हैं अन्त समय गोसे ही भाव आ जाते हैं। आप जीवन मर 
पाप करते रहो और अन्त समय में चाहो, भगवत्‌ स्मरण हो 
जाय, तो भ्रसम्भव है। माप जोवन भर भगवान्‌ का स्मरण 
करो । अन्त समय में कफ बात पित्त से कंठ भवरुद्ध हो जाय ! 
और आप भगवत्‌ स्मरण करने में अस्मर्थ हो जायें, तो भगवानु 
कहते हैं-“'उस समय भक्त के बदले मैं स्मरण करता हूँ भौर 
उसे संसार सागर से पार करता हूँ 7 , 

भरत जी ने जोवन भर भगवत्‌ स्मरण किया, किन्तु प्रारब्ध 
वञ्च उनकी धन्त समय में मृग-शावक में आसक्ति हो गयी । मरते 
समय भी मृग का हो ध्यान करते-करते प्राणों का परित्याग 
किया, श्रतः उन्हें मृग बनना पड़ा। तो क्या उनका सव भजन 
निष्फल गया ? ऐसी बात नही है, कल्याण कृत कमं कभी 
निष्फल नहीं जाता । मृग योनि में भी वे तपस्या करते हुए 
अमवत्‌ चिन्तन करते रहे । मुग शरीर में भी मरते समय स्पष्ट 
भगवम्नामों फा उच्चारण करते हुए गंडकी फे जल में शरीर 
परित्याग किया, सो ब्राह्मण वंश में जड़ मरत होकर उत्पन्न 
हुए ओर फिर मुक्त हो गये । अन्त समथ में मृग में घासक्ति होने 
से केवल एक जन्म अधिक लेना पड़ा । इसलिये मुमुक्षु को निर- 
न्तर भगवद्‌ चिन्तन और स्मरण में ही समय विताना चाहिये । 


श्रजु न केःअन्तिम सातवें प्रश्न का उत्तर षः 


“पता नहीं मुत्यु किस समय आ जाय । क्योंकि मुत्यु कहू कर नहीँ; 
झाती। अकस्मात्‌ दिना सूचना दिये हौ सहसा भा धमकती है, 
और फिर किसकी बात सुनती नहीं । 5, 
` सुतणी कहते हैं-मुनियो ! जब अर्जुन ने अपना यह 
'सातवाँ प्रश्व किया कि प्राण त्यागते समय आपको किस प्रकार, 
जाने तो इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं--“अजुन ! 
“भन्तकाल में जो मेरा ही स्मरणा करता हुआ शरीर त्याग करता 
'है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है।” 

अजु न पुछा--“आपको ही क्यों प्राप्त करता है ?” ( 
_भगवानु ने कहा-"आई, किसी भी पत्रालय में तुम अमुक 

'आदमी का पता लिखकर पत्र डाल दो, तो वह पत्ते वाले व्यक्ति 
कै ' ही पास पहुँचेगा। इसलिये जो मेरे जिस रूप का राम, 
कृष्णा, नृसिह, वामन सगुण अथवा निगुण का ध्यान करेगा, 
उसी को प्राप्त हो जायगा। इसमें तुम तनिक भी सन्देह मत 
करो । यह निश्चित भ्‌ व सिद्धान्त है ।” 

अर्जुन ने पूछा--“आपका स्मरण करने बाला तो आपको, 
आप्त होता है, यह बात सशय रहित है, किन्तु मरते समय आपका, 
ध्यान न करके किसी दूसरी वस्तु का ध्यान करता हुआ मरे, तो 
उसको क्या गति होगी ?” 
भगवाद्‌ ने कहा-तुस को बता तो दिया, मरने के समय 
पुरुप जित-जिस , भाव से भावित रहेगा, उसी-उसी वस्तु को 
आए होगा जैसे देवता की भावना करेगा, देवलोक को प्राप्त 
करके देवता बन जायगा ।, पितरों को भावना करेगा पितर बन 
जायगा। भूतों को भावना करेगा, तो भूत लोग आकर उसे 
अपने लोक में ले जाकर भूतों में सम्मिलित कर लेंगे । परिवार 
के लोगों का चिन्तन करते हुए मरैगा, तो परिवार में ही बालक 
र ११ 


६६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


वनकर उतपन्न होगा । वृक्ष में भन भटक गया उसमें आसक्ति 
दो गमी तो वृक्ष बनेगा । कहीं घन गाइ दिया तो घन में भ्रासक्ति 
हो गयी, तो धन का रक्षक सर्प या यक्ष वनकर उसकी रक्षा 
करेगा । सारांश यह है, कि भ्रन्त समय में जिस-जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागेगा उसे उसी भाव की प्राप्ति 
डगी । 
k श्रजु न ने पुछा--ऐसा बयों होता है ? 
भगवान्‌ ने कहा--यह पुरुप भावमय हो है । मनुष्य जीवन 
भर जिस भाव का चिन्तन करता रहता हे, अन्त में उसे स्मरण, 
भी उसी का आता है । 
अजुन ने कहा--“तब तो भगवाम्‌ ! जीवन में घ्रनेकों- 
वस्तुओं से सम्बन्ध होता है, अनेक लोगों की संगति होती है। 
पता नहीं मरते समय किसका स्मरण हो जाय, किसकी ओर चित्त 
चला जाय । यदि संसारी लोगों का स्मरण हुआ, संसारी लोगों. 
के प्रति चित्त चला गया, तब तो बड़ा धनथे हो जायगा । ऐसी 
दशा में क्या ऋरना चाहिये, जिससे मरते समय संसारी लोगों 
में मन न जाय ?” 
सुतजी कहते हैं-"'मुनियो ! भर्जुत के इस प्रश्न का संगवान 
जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आये करूंगा ।' 
न्छ्प्पय 
देह माव वश मिले भावना जैसी जाकी। 
मिले देह तस्त ताहि भावना तैली ताकी॥ 
अन्त काल में जिनि-जिगि भाषति सुमिरन करिके । 
विनि-तिनि के अनुरूप आप्त होबे नर सरिके॥ 
. जैसी जाकी सति बने, वैती ताकी होहि गति। 
` ` सदा भाव माबि रहै, पढी अन्त में यनै मति 


इसलिये भगवत्‌ स्मरण भी करो आर 
युद्ध भी करो 
[४] 


तस्मात्सर्वेप कालेपु मामनुस्मर युष्य च । 
भय्यर्पितमनोबुद्धिम मिवैष्यस्यसंशयमस्‌ ॥ 
अम्पासयोगयुक्तेन वेतसा नान्यगामिना । 
प्रमं घुरुप' दिव्यं याति पार्थानु चिन्तयत्‌ ॥& 
(श्रीश भग० गौ० ८ भ० ७,८ श्लो ०) 
छप्पय 
नरको सुमिरन करै अन्त में नर ही होवै। 
वैसी देखे स्वप्न यादि करके जो सोबे॥ 
तातै' सवई समय करो सुमिरन ई मेरो। 
मेरो सुमिरन करे होहि जो हित अति तेरो ॥ 
मेरो सुमिरन युद्ध अर, सँग करो रन में प्रबिधि। 
समे मन धी अरपि के, ्रा्त होहि’ मोकूँ अबसि ॥ 


छै इसगिये तू सभी काल में मुझे ही स्मरण बर साथ ही युद्ध 
भी कर । ऐसा करने पर मेरे ही पित करदी है मन और बुद्धि ऐसा 
होकर तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें सन्देह न ही ॥७॥ 

हे पाथं !,जो पुरुष न्य भोर न जाने वाले चित्त से भम्यास योग 
से युवत होकर निरन्तर मेरा ही चिन्तन करता है, वह मुझ परम दिव्य 
पुरुष को प्राप्त होता है ।६॥ प । 





ष्‌ भावयत दर्शन, खण्ड ७५ 


न्तःकरण का स्वभाव है, कुछ न कुछ स्मरण करते रहना । 
धब जिस वस्तु का स्मरण करते हैं, उस समय मन तन्मय हो 
जाता है, उसी का स्मरण वना रहता है । एक महातमा थे, स्वास” 
स्वाय पर वे राम-राम रटते थे, एक चार "उन्हें हलुप्रा खाने की 
इच्छा हुई । मन को बहुत समझाया मानो ही नहीं तो उन्होंने 
बड़े श्रम से परिश्रम करके पेसा जुटाये हलु प्रा बनाया मिट्टी मिला 
कर मन को साने को कहा। कंठ में न जाय, तो उसे बल पूर्वक ' 
हसते । कहते-“भगवान्‌ का स्मरण छोड़कर हलुए का स्मरण 
करता है।” फिर उनका मन उधर गया ही नहीं । 
जो सर्वदा भगवत्‌ स्मरण करते रहते हैं। उन्हें फिर भगवानु 
के भतिरिक्त कुछ अच्छा ही नही लगता । राजा जनक से महि 
हरि ने सर्वश्रेष्ठ भगवत्‌ भक्त के लक्षण वताते हुए कहा है-कि 
जिससे बोई कहे कि हम तुम्हें िभ्ुवन की राज्यलक्ष्मी दें देंगे 
आप आधे क्षण या श्राघे पल को भगवान्‌ के स्मरण से हट जाइये, 
तो इतना भारी प्रलोभन पाने पर भी जो भगवान्‌ के चरण 
कमलों की स्मृति भाषे क्षण या झाधे पल को भो दूर होना नहीं 
चाहता । जो निरन्तर भगवत्‌ चरणारविन्दों की सन्निधि में रह 
कर भगवत्‌ स्मरण में संलग्ब.चना रहता है । त्रिभुवन की राज्य 
लक्ष्मी को तो बह ठुकरा देवा है; किन्तु श्राधे पल बी भी भगवत्‌ 
स्मृति का तार नही तोइता वास्तय.मे यही पुरुष भगवत्‌ मक्त 
वेष्णवो में प्रप्रगण्य तथा सर्वेश्रेष्ठ भगवत्‌ भक्त है ।” 
भगवत्‌ भक्त चाहता है, मरते समय मेरा मन मधुप भगवत्‌ 
चरणार विन्दो के रस पान में ही संलग्न रहे, मरते समय मेरी 
जिह्वा सुमघुर भगवन्नामों बा ही गान करती रहे, मरते समय 
भेरा चित्त चबरोक मापन चोर की माघुरो का ही रसास्वादन 
परतः रहे क्योंकि मरते समय उपासक जिस माव में मावित 


इसलिये भगव स्मरण भी करो भोर युद्ध भी करो ६६ 


रहेगा देह त्यागने के धनन्तर उसी भाव को प्राप्त होगा । मरते 
समय वही चात स्मरण झावेगो जिसका जीवन भर ग्रभ्याप 
जिया हो। प्रतः मुमुक्षु को एक पल क्षण ऐसा नहीं बिताना 
चाहिये कि जो भगवत्‌ स्मरण के रहित हो | तभी मरण समय 
में उसे मगवत्‌ स्मृति रह सवती है । 
एक सस्कृत पाठशाला थी, गंगाजी के कितारे कच्छपतोथ 
में। वहाँ पर एक मोन महात्मा रहा करते थे । वें हर समय मुख 
से राम-राम उच्चारण किया करते थे। नाम उच्चारण करते- 
करते उन्हें ऐसा भ्रभ्यास हो गया था, कि सुप्तावस्था में भी उन्हें 
नाम स्मरण होता रहता था । केवल शोच जाते समय वेध्रपनी 
जिह्वा को दांतों से दथा लेते थे, जिससे शौच के समय-भशुद्धा- 
यस्था में-मुख से भगवश्नाम न निकले । 
एक दिन एक छोटे विद्यार्थी ने पूछा--“वाबा ! श्राप प्रत्येक 
समय रामनाम क्यों लेते रहते हें?” ; 
उन्होंने नाम लेते-सेते ही लिखकर बताया कि--/प्रत्येक समय 
इसीलिये भगवन्नामोच्वारण करते रहते हैं, जिससे मरते समय 
तराम का उच्चारण करते हुए मरें ।” - 
उस लड़के ने कहा--“चाग ! शोच होते समय ही मर',गयें 
तब क्या होगा ? ” 
मोगी महाराज ने झपने दोनों कान पकड़े उसके उपदेश को 
धारण किया और श्रब वे शौच, के समय भी भगयक्षाम का स्मरण 
करते रहते थे । मृत्यु कहकर तो श्राती नहीं। पता नहीं,'किस 
समय आ जाय, श्रतः .प्रत्येक समय भगवत्‌ स्मरण करते रहना 
चाद्विये। , Eo i 
सूतजो कहते हैँ--मुनियो..! जब श्रजुन ने पूछा--ऐसा कोन 
सा,उपाय करना चाहियै, जिससे, श्रन्त समय में ग्रापका ही स्मरण 


Jo भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


हो, तो इसके उत्तर में भगवाव्‌ ने कहा--“्जधुन ! पुरुप जिसको 
निरन्तर स्मरण करता रहता है, मन उसी में तन्मय हो जाता 
है, पतः मन को मेरा स्मरणामय बना ले !” 

अर्जुत ने पूछा--“प्रापके स्मरणमय मन कैसे बन सकता है?” 

भगवान्‌ ने कहा--“यदि खाते, पीते, सोते, जागते, उठते, बेठते 
चलते, फिरते सभो समय निरन्तर मेरा ही स्मरण प्राणी करता 
रहे, तो उसका चित्त 'मच्वित्त' हो जायगा, उसका मन मन्मय हो 
जायगा । ऐसे ब्यक्ति को म्णा समय भी मेरा ही स्मरण होवेगा। 
घतः सव समय तू मेरा ही स्मण करता रह यही ग्रंत समय में 
मेरा स्मरण होते का एकमात्र उपाय है ।” 

अजु न ने बहा--'भगवन्‌ ! यह उपाय तो बहुत ही कठिन 
है । निरन्तर भला श्रापका स्मरणा केसे संभव है। शरीर तो 
चासनामय है। चित्त तो चंचल है। कितनी भी साधना करो। 
चित्त कमो न कभी तो चंचल हो ही जाता है। केवल स्मरण ही 
करते रहना तो हो नहीं सकता । जेसे केवल सत्तू नही फांके जा 
सकते, उसके साथ नमक मोठा कुछ भी तो लगाव-उपसेचन- 
चाहिये श्रतः प्रापके स्मरण के साथ-साथ कोई ऐसा भी कायं 
वताइये जिससे वह कार्य भी होता रहे, भापका स्मरण भो होता 

fi i) = 
र भगवाम्‌ ने कहा--"सब समय तुम निरन्तर मेरा स्मरणा भी 
करते रहो भौर युद्ध भी करते रहो ।” 

यह सुनकर भर्जुन हँ पड़े भोर बोले--'यह महाराज! 
आपने झच्छा काये बताया। भव तो युद्ध का समय है, भ्रम तो यह 
हो सकता है, कि मुख से भ्रापके नामों का स्मरण करता रहें, मन 
से झापकी त्रिमंगललित छटा फा स्मरण करता उँ प्रोर हाथ में 
धनुष बाण लेकर युद्ध करता रहूँ, किन्तु प्रत्येक समय तो युद्ध नहीं 


इसलिये भगवत्‌ स्मरण भी करो भौर युद्ध भी करो ७१ 


क्रिया जाता। कमी-कमी मन में काम के भी भाव जागृत हो 
जाते हैं ।” 
भगवान्‌ ने कहा--“काम के भाव जागृत हो जाये तो तब भी 
सेरा स्मरण न छोड़ो प्रौर काम के साथ युद्ध भी करते रहो।” 
अजुन ने कहा--'कभी क्रोध भो भा जाता है ?” 
भगवान ने कहा--“क्रोघ भी तो शत्रु ही है, मेरा स्मरण 
करते हुए उससे भी लड़ते रहो ।” 
भजु'न ने कहा--"'कभी लोम पीड़ा देता है, कभी मोह हो 
जाता है, कभी मद भा जाता है कभी मत्सर उपद्रव करता है, 
"उस समय वया करें ?” 
भगवान्‌ ने कहा-"श्रब तुम्हें बार-बार क्या बतार्वे ये सभी 
र्‌ हैं, घपने स्मरण को चालू रखते हुए इनके साथ युद्ध करते 
रहे ॥! 
भ्रजुन ने कहा--“यह तो ठोक है, किन्तु अत्र तक शरीर है, 
तब तक कर्तव्य से भी विमुख नहीं हुआ जाता । बच्चे का विवाह 
“है, कन्या की सगाई है, नित्य नंर्मित्तिक कर्म है। यज्ञ है, दान है, 
"ब्रत हैं, कृषि है, गोरक्षा है, व्यापार है। अध्ययन अध्यापन ये भी 
तो सब शरीर के साथ लगे हैँ। कर्तव्य का पालन तो करना ही 
“पड़ता है।” 
- भगवान्‌ ने कहा-तुम्हें कतव्य पालन से रोक कोन रहा है ? 
*मैं तो झारम्भ से ही तुमको कर्तव्य पालन के लिये प्रेरित कर 
'रहा हू । बारम्बार मैंने यही कहा है उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध 
करो, युद्ध से हटो मत, क्तंव्य समझकर करो। दुख-सुख की 
हानि-लाभ की जय-पराजय की चिन्ता मत करो । श्रपना कतंव्य 
“पालन करो किन्तु मेरे चिन्तन, के सहित । मेरा चिन्तन-भनु- 
स्मरण-मुख्य कायः है, ,गुद्ध 'करना-वर्णाश्रम घर्मं का पालव 


७२ £ दए आव दर्शन, खण्ड छए 27 ॐ, “र 


'करनां-गौण है । रथात्‌ चर्णाम्रेम घर्म पानर्न करना इसीलिये है 
कि सतत्‌ मेरा स्मरण बना रहे। जसे राटी, भात मुख्य"मोजन 
'है पेट भरने के साधन हैं। दाल साग उसका उपसेचन है, लगाव 
है । जब तक दाल न हो, साय न हो, चटनी न हो तब तक रोटी 
भात वृ्षिपूवे क खाये ही नहीं जा सकते। भात रोटी के लिये 
जेत दाल, साग, चटनी, नमक मीठा आवश्यक है, इसी प्रकार 
मेरे चिन्तन के लिये युद्ध करना आवश्यक है । युद्ध न करोगे, तो 
ये काम क्रोधादि शत्र, तुम्हारे स्मरण में विघ्न उपस्थित करेगे । 
भ्रतः स्वधमे पालन रूपी कर्तेव्य की पालन करते हुए निरन्तर 
मेरा स्मरण करते रहो। मेरा स्मरण ही मुख्य काये है, उसी की 
_ सिद्धि निमित्त युद्ध करना पडता है, कतव्य कर्मों के साथ जुकता 
पडता है ।'समक गये मेरी बात को ? £ 
अजन ने कहा--"हाँ, भगवत्‌ समझ गया । भापकी झमि-- 
- प्राय यही कि मन.भौर बुद्धि को तो श्रापमें धर्पण करदे ग्रौर 
कतव्य कर्मो को कर्मेन्द्रियो द्वारा करते रहें ।” 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ 'चोले-तुम्हारा बेटा जिवे । हाँ, मही 
मेरा प्रभिप्राय है, कि तुम यदि सततः मेरा स्मरण करते हुए 
युद्ध रूपी कतेव्यों काभी पालन करते रहोगे तो अन्त में निःसंदेह 
मुझे ही प्राप्त कर सकोगे । क्योंकि बन्ध मोक्ष का कारण तो मन 
'ही है न? तुमने! अने मन रो अपमो बुद्धि को-समस्त अन्तः-- 
“करण को-तो मेरे प्रर्पण कर ही दिया है। अतः चतंब्य-फर्मो' से 
उभ्न्तःकरण'की वासनारये मिट जायगी । निर्वासना हुप्रा भन्तः- 
"करण मुझे हो प्राप्त हो जायपा। इममें। तुम तनिक भी-संशाय मत 
` करना। यह प्रसशप घात है। ` ee i 
5 भैजुनने कंहा--मगयन्‌ ! घापने मेरे सातौं प्रश्नों का उत्तरः 
3 दे दिया) में सम यया ग्रहा रूप में-मी ,धामही है, श्धि-प्रात्मा 


इसलिये भगवत्‌. स्मरण भी करो झोर युद्ध भी करो ७३. 


रूप में भी आपही हैं, क्म भी धापका ही स्वरूप है । अधि-भुता 
खप में भी झाप- ही विस्तृत हैं। श्रधि-देव रूप में भी आ्पही 
करते कराते हैं। भ्रंघि-यज्ञ रूप भी आपका ही नाम है। श्रव यह 
और बतादे.कि मृत्यु के समय आपका चिन्तन करने से किस फल 
कीप्राप्तिहोगी। - ` 
भगवाच ने कहा--“झरे, भाई, मैं बता तो चुका हूँ, जिस भाव 
को चिन्तन करते हुए पुरुष शारीर का त्याग करता है, उसी भाव 
को वह प्राप्त हाता है। तो हे पार्थ ! भेरा श्रनुचिन्तन करने से 
से मुझ दिव्य परमपुरुष को ही पुरुप प्राप्त होता है । किन्तु उसमें 
एक शत है!” 
प्रजुन ने पूछा--वह कौन सी शर्त है ? 
भगवानु ने कहा-मेरा अनुचिन्तन करने वाला मुझ दिव्य 
परम पुरुप को श्रवश्य प्राप्त करेगा यंदि उसका चित्त किसी ्न्थ 
विषय में न गया तो । 
प्रजुन ने पूछा--चित्तः भ्रन्य विषय में न जाय इसका भी 
उपाय तो श्रापको ही बताना पड़ेगा । 
भगवानु ने कहा--हाँ, उपाय भी बताता हूँ। निरन्तर के 
अभ्यास करने से विषयों से वं राग्य करने से, जो निरुद्ध हुए मन 
की एकाग्रता रूप समाधि प्राप्त होगी । उस समाधि के कारण 
चित्त श्रन्य विषयों की ओर नही जायगा । 
अजुन ने पूछा--"भ्राप प्रमो | अपने उस प्राप्तव्य स्वरूप का 
कुछ विस्तार से वर्णन करे ।” 
सुतजी कहते हैँ--मुनियो ! प्रन्तकाल में भ्रभ्यासयोग समाधि 
भगवान्‌ का स्मरण करते हुए जिस भगवह्स्वरूप को प्राप्त 
होते है उसका जेसे भगवान्‌ ने वर्णन किया है उसका वर्णन में 
आगे कहूंगा। 


७४ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ . 


छप्पय 


योग और अम्यातप्तयुफ चित हैके गानी। 
इत उत चिच न जाइ करै नहि जो मनमानी ॥ 
भट्कन;सन नहि देइ करै चिन्तन नित मेरो । 
होवे म्रुव कल्यान फंसे सन मोँमे तेरो॥ 
जो कोई ऐसो करे, शान्त चित्त चिन्तन करत। 
परम प्रकारा स्वरूप जो, दिव्य पुरुष वे सो मिलत ॥ 





' मरण काल में प्राण ध्यागने की विधि 


[१३ 
-किं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
"सबस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यत्रणे तमसः परस्तात्‌ ॥ 
-अयाण काले मनसा चलेन भकर्यायुक्तो योगबलेन चेव। 


-ुगोर्मषये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सततंपर॑ पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
2 (श्री भग० गी० ८ अ० ६, १० इनोक ) 


छप्पय 
जी मोकूँ सरबन्न समुस्ति नित-नित हिय चित्त । 
पुरुष पुरान महान नियन्ता सबके तमुझत॥ 
सूक्तम चे हू सूक्ष्म थूल तो थूल कहाउँ। 
, , घारन प्रोषन करूं नही करता कहलाऊँ॥ 
हौं चिन्त्य रति तम बरन, दूर अविधा तो रहेँ। 
शुद सच्चिदानंद घन, करि पुमिरन पुनि-पुनि कहेँ॥ 


क जो पुरुष कबि, पुराण, सर्वनियन्ता, अत्यन्त ही सुक्ष्म, सबके 
“चारण करने वाले, आदित्य वणां वाते, भ्रविया से परे तथा अचिन्त्य रूप 
“चाले मेरा स्मरण करते हैं ॥९॥ 

वह भक्तिमान्‌ पुरुष अन्तकाल में योग बल द्वारा भचल मन से 
“कुटो के मध्य भाग में प्राण को मली भाँति स्थापित करके मेरा 
“स्मरण करता हुप्रा मुझ दिव्य स्वरूप पुरुष को प्राप्व होता है ॥१०॥ 





७६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


संसार में सब कुछ अभ्यास से सीखना सरल है, बिगत, 
मरना सीखना कठिन कार्ये है, जिसने मरना सीख लिया उसदै 
सब कुछ सीख लिया लोग बताते हैं, मृत्यु काल में जब शरीर से 
प्राण निकलते हैं, तो उस समय प्राणी को अत्यधिक कष्ट होता 
है । जमे सहस्र-सहस्रबिच्छू एक साथ काट लें उनका जितना कष्ट 
होता है, उससे भी अधिक कण्ट तब होता है, उससे भो ग्रधिक 
कष्ट तब होता है जब सम्पूर्णं शरीर से प्राण विचते है । अपान” 
चायु गुदा में रहती है, जब वही विक्वत होती है, तो समान चायु 
सन्तुलन खो देती है तभी प्राण निकल जाते हैं। इस शरीर में 
नाक के दो, आँख के दो, कानों के दो और एक मुख का ऐसे 
सात छिद्र ऊपर के मल और मूत्र त्यागने के दो नाचे के“ ऐसे 
नौ द्वार होते हैं। एक सिर में भी द्वार होता है, उसे ब्रह्मरन्ध्र 
कहते हैं । जब छोटा बच्चा पदा होता है, तो उसके सिर में एक 
बहुत ही कोमल स्थान रहता है, वह लुपलुप करता-रहता है, 
चह इतना कोमल हाता है कि भ्रेगुठे से दबाओ तो, फूट जाय । 
शनेः शनः जव शरीर में,मल “का सचय होते लगता है तो वह 
स्थान मलावृत्त होने से कड़ा पड़ जाता है । उसी को ब्रह्मरन्ध्र या 
दशम द्वार कहते हैं ! जो पापी पुरुष होते हैं, उनका? प्राण चो 
मल द्वार सै या यूय द्वार से निरुलता है। जो सांघार॑ण होते हैं,- 
उनका भ्राश अर्पर के सात द्वारीं में से किसी एक से निकल जाता 
है, किन्तु मोगिषों का प्राण ब्रह्माण्डको भेदकर दशम द्वार से 
निकलता है । नाडो शुद्धि को क्रिया से जब समस्त नाड़ियाँ शुद्ध 
हो जाती हैं, दारीर मल रहित-निर्मेल-बन जाता हे, तब वह 
द्वार खुल जाता है, तनिक वल लगाने से खोपड़ी फट जाती है, 
आण निकल जाते हैं। साधारण लोगों कै लिमे यह सम्भव नहो,. 
जिन्होंने अनेक जामों में कुन्दलिनी योग का“प्रम्मास (किया है; 


मरण काल में प्राण त्यागने की विधि ड्ड 


उन्हो के लिये-सम्भव है। हमारे सम्पूणं शरोर में ७२ हजार 
साड़ियों हैं, उनमें से ३ सवं प्रधान हैं। इडा, विगला और 
सुपुम्मा । (चन्द्रनाड़ी) इंडातासिका के बायीं ओर पिंगला (सूर्य 
नाड़ो) दायीं ओर है, सुपुम्ना मध्य में है। हमारो जो रोड़ को 
टेढो हड्डियों का समूह है रेढ़ा होने से उसका नाम बक नाल 
है । उसक भीतर से एक श्रत्यन्त ही सूक्ष्म नाडी गई है। वह 
इतत।' सूक्ष्म है कि किसी भी के द्वारा मानव हृष्टि गोचर” 
-नही हो राकता । कमल की डडो का तोड़ों उसमे जो कमल 
नाल तन्तु बहुत हा सुक्ष्म होते है, उसका भी सहस्रवाँ 
भाप-इतना सुक्ष्म वह नाड़ी होती है, वह मस्तिष्क से 
गुदापर्यन्त है। उसी नाडी में कमल के आकार के ६ चक्र बन 
गये हूँ। उन्हें योग की परिभाषा मे पट चक्र कहते हैं । रोड की 
अन्तिम नोंक गुदा में हो है। समस्त नाड़ियों का जाल वहाँ, 
एकत्रित होता है। रीड़ की जो कसेरुक्राये हैं, उन्हीं के रन्ध्रं से” 
नाड्या निक कर सम्पुर्ण शरीर में छायो हुईं है। गुदा में 
भून आधार रहने से उस प्रथम चक्र को मूलाधार चक्र कहते 
हैं जिन लोगों ने योगबल से इन चकों का साक्षात्‌ हार किया 
है, उन योगिराजो ने इनका बड़ा विज्ञद वर्णन किया है। उसके 
रगरूप वण, शक्ति, शिव, पत्र आदि का ऐसा वन शिया है 
मानो उन्होंने इन सबको प्रत्यक्ष देखा हो। पट्चक्रो का सक्षेप 
में बणुंन इस प्रकार है-पहिला मूलाधार चक्र हैं, वह त्रिकाण 
है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये ही तोन कोण है। इस चक्र के 
बीच में स्वयम्भू नाम की शिवलिग है, जो काटि सूर्यो के सद्दश 
अमा वाला है। यह चार पत्रों वाला कमलाकार है। उन चार 
पत्रों चं, श, पं, सं, ये चार वर्ण हैं। इसकी थामा हेमवर्ण के 
सहश है, स्वयंभू लिग शिक्षाकार है। इसो लिग में श। वलय 


छ मागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


लपेटा लगाकर अपनी पूँछ की मुख में दावे हुए कुंडलिनी शक्ति 
सुयुप्तावस्था में अवस्थित है । 
इससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, ये ६ दल वाला हीरा की 
प्रभा वाला चक्र है, इनके ६ पत्नों में यं, भं, मं, यं, र॑, लं ये वण 
हैं। यहाँ परंलिद्ग अवस्थित है । 
मूलाधार तो गुदा प्रदेश हैं, स्वाधिष्ठान नामि और गुदा के 
बीच में है, तीसरा मणि पुरक चक्र नामि प्रदेश में भ्रवस्थित 
है। मेध भ्रौर विद्युत की आभा वाला बड़ा तेजस्वी चक्र है। 
मरि फे समान उससे भिन्न वर्ग वाला होने से इसे मणि पूरक 
कहते हैं। इसमें दस दल या पत्र है। उन दश पत्रो में डं, ढे, ण॑+- 
तं, थं, दं, य, नं, प, फं ये दश वर्ण हैं। इसके अधिष्ठातृ देव: 
शिव हैं। 
नामि से ऊपर हृदय में अनाहुद चक है । उदय हुए आदित्य 
के सहश इसकी श्राभा है । यह द्वादश दल बाला चक्र है। इसके 
१२ पथो में कं, ख, गं, घ, ङं, च, छ, ज॑, झं, अ, टं, भीर ठंये 
घारह वर्ण हैं। इसके मध्य मे चरण नामक लिग है। सहस्रो 
सूर्यो के सदृश उसकी प्रभा है। शब्द ब्रह्ममय होने से भ्रनाहत' 
शब्द यही से होता है । 
इससे ऊपर पांचवा कंठ में विशुद्ध चक्र है। इसमें सोलह: 
पत्र हैं। यह पोडश दल वाला चक्र घृम्रवर्ण का बहुत प्रभा 
वाला है। यह जीव को हंस रूप के दर्शन से विशुद्धि करता है 
इसलिये इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं इसके सोलह दलों में गरं, आं,. 
इं, इं, उं, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, एं, ऐं, घो, औ, अं, श्रः ये 
पोडस स्वर हैं। 
इससे ऊपर दोनों भींहों के मध्य में आज्ञा चक्र है। यह दोः 
दल वाला चक्र है । इसके दोनों दलों में कं, भोर त्र ये दो वर्ण 


भरणा काल में प्राण त्यागने की विधि ७६ 


हैं। यहीं गुरु को आज्ञा से जीव का उद्धार होता है। इससे 
उपर सहस्ार चक्र है। उसी में होकर ब्रह्मरन्ध द्वारा जीव 
कल्याणत्व को प्राप्त होता है । 


साधन द्वारा मूलाधार में प्रसुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति को 
जाप्रत करना होता है। जाग्रत हुई क्‌डलिनी शक्ति सुधुम्ना के 
अवरुद्ध मागं को खोल देती है उसी मार्ग द्वारा अपने चक्र के 
मातृ भक्षरों को भ्रधिष्ठातृ देव को वहाँ की शक्ति को अपने में 
विलीन करती हुई गुदा के मूलाधार चक्र से चलकर लिंग के 
मणिपूरक चक्र मे भ्राती है। वहाँ के भ्रधिष्ठातू देव शक्ति वर्ण 
अक्षरों को भी लीन करती हुई मामि के मणि पुरक चक्र में 
माती है, उसी प्रकार वहाँ से भी लीन करती हुई हृदय के श्रनाहद 
चक्र में आता है, अनाहद से फिर कंठ के विशुद्ध चक्र में तब 
दोनों भौहो के मध्य वाले आज्ञा चक्र में भाती है। उसके 
पश्चात सहस्रार चक मैं ब्रह्म साक्षात्कार होता है, जीव कृत- 
कृत्य हो जाता । 

प्राण त्यागते समय बड़ी सावधानी से मूलाधार से वायु 
को उठाकर क्रम-क्रम से कंठ तक लाना चाहिये । कंठ में बहुत 
साधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कंठ से ही ऊपर सात 
दार है। तनिक सी असावघानी होने पर न जाने किसद्वार से 
आण निकल जायं । अतः बहुत सावधानी से शनेः-शने दोनों 
भौहों के बीच श्राज्ञा चक्र में प्राणों को लाना चाहिये। आज्ञा 
चक्र में झा जाने से फिर किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता 
समस्त प्रयतन प्राणों को आज्ञा चक्र तक लाने के ही लिये हैं। 
यहो योगियों के प्राण त्याग की प्रक्रिया है । 


'महारानो सतीजी ने दक्ष के यज्ञ में इसी प्रकिया से अपने: 


=a ` भागवतादर्शन, खण्ड ७१ , "१, 


आणों का परित्याग किया था । श्रीमद्भागवत में उसका बाते 
इस प्रकार है-- ४75 

सतीजी ने जब प्राण त्याग का निश्चय कर लिया, तो 
पहिले तो उन्होंने वाणो का संयम करके मौन धारण कर 
लिया । वे उत्तर दिशा में (जिधर कंलाप में उनके प्रति शिवजी 
थे) भूमि पर बेठ गयी । (प्राण त्यागते समय शरीर और भूमि के 
बीच अन्तराल न रहना चाहिये ऊपरी मन्जिल पर या खाट 
अथवा तस्र पर शरीर न छोड़े) फिर उन्होंने आचमन किया । 
तदन्तर (मंगल सूचक) पोला वस्त्र ओढ़कर दोनों नेत्र बन्द 
कर लिये (बाहरी वस्तुम्रों से इष्टि हटाली) फिर्‌ आसन मार 
कर प्राण त्यागने को उद्यत हो गयी ! पहिले उन्होंने आसन को 
स्थिर किया फिर प्राणायाम केद्वारा प्राण और अपान को 
एक रूप करके (गुदा के मूलाधार मे प्राणों को लिंग के स्वा- 
घिष्डान चक्र में होतो हुई नमि के मणि पूरक चक्र में लायीं) 
फिर उसे नाभि के मणि पूरक चक्र में स्थित किया । फिर उदान 
वायु को नाभि चक से ऊपर उठाकर शर्न:-गर्ने; बुद्धि के साथ 
हृदय में स्थापित किया । इसके अनन्तर अनिन्दिता सतीजो उस 
हृदय स्थित प्राण वायु को कठ मार्ग से दोनों भ्रकुटियें के बीच 
में ले गयो। जव प्राण भृकुटियों के बीच में पहुँच गये तव 
महान्‌ पुरुषों द्वारा भो एजित शक्तरजी ने सतीजी के जिस शरीर 
को प्रेम और आदर के सहित अपनी गोदी बिठाया था । उसी 
प्रम पावन झरोरको शहर जो के अपमान करने के कारण 
दक्ष पर--द्रुपित हाकर, उगे व्यापते की इच्छा से महामनस्विनी 
सतो जो ने अपने सम्पूर्ण अंगों में वायु और अग्नि को ध रणा 
को । उस समय वे केवल अपने प्राण नाथ जगद्गुरु भगवान्‌ सदा 
पशिय के चरण कमव मररन्द का ही चिन्तन कर रही धीं । उन्हीं 


मरण काल में प्राण त्यागने की विधि प 


का प्रेम पूर्वक चिन्तन करते-करते उन्होंने संसार के सभी भावों 
को मुला दिया, उन्हें केवल .अपने पति के चरणारविन्वों के 
अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस चिन्तन से वे 
सवथा दोष रहित अभिमान से मुक्त हो गयीं । तदन्तर उनका 
शरीर तुरन्त योग को अग्नि से जलकर भस्म हो गया! 
शान से-भगवद्‌ पाद।रविन्दों के घ्यान से जिनके समस्त 
। कल्मप दग्ध हो गये हैं, ऐसे भगवद्‌ भक्तों की ही इस प्रकार 
सावधानी के साथ हसते-हुसते मृत्यु सम्भव है । वे बिना किसी 
'प्रकार के विक्रार के इस शरीर को ऐसे हो छोड़ देते हैं, जसे 
समृद्धशा्लो पुरुष जीरां बस्त्र को हसते-हसते उतार कर फेंक 
देते हैं । उसके परित्याग में उन्हें भी तनिक भो कष्ट नहीं होता, 
अपितु प्रसन्नता ही होती है । 
सूतजी कहते हैँ-मुनियो ! जब अर्जुन ने उन प्राप्तव्य पुरुप 
के सम्बन्ध में विशेष जानने की जिज्ञासा की, तब भगवान ने 
भपने कुछ महत्व पूर्ण विशेषण बताते हुए कहा-अर्जून ! चह 
निरन्तर चिन्तनोय प्राप्तव्य पुरुष कवि है । 
अजु न ने पूछा--कवि का क्या अभिप्राय है भगवन्‌ ? 
भगवान, ने कहा--कवि कहते हैं, क्रान्तिकारी को | जहाँ न 
'पहुँचे रवि। वहां पहुँचे कवि । अतः संज्ञ का ` नाम कवि है, जो 
सुत भविष्य और वतेमान की सभी बातों को जानता हो। 
जिक्षसे कोई बात छिपी न हो। कनि भी कोई नया नहीं, जो 
पुराण पुरुप है । 
अजु न ते पुछा--कितना पुराना है वह ? 
हसकर भगवान, ने कहा--पुराने से तुम बुट्टा मत समझ 
सेना । जो सबसे प्राचीन है, जिसका न कमो आदि है न 
अन्त। जो कभो उत्पन्न ही महीं हुआ, उसे काल में कपे बाँध 
६ 


८२ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


सकते हैं। काल तो उसके पश्चात्‌ हुम है। अतः वह कालातीत 
परम पुराण पुरुषोत्तम हैं। साथ ही यह श्रनुशासिता भर्थाद 
जयत नियन्ता भी है । 

अजुन ने पुछा--अनुशासिता किसे कहते हैं प्रभो ? 

भगवान, ने कहा--समस्त जगत पर अनुशासन करने वाले 
ससार को अपनी इच्छानुसार ले जाने वाले तथा विश्‍व को 
अपने नियन्तत्रण मे रखने वाले को अनुशासिता कहते हैं। 
वह कवि, पुराण तथा भनुशासिता होते के साथ अणोरणीयांसं 
भी है। 

अजु न ने पुछा-धरणोरणीयांस किसे कहते हैं, भ्रष्युत ? 

भगवान, ने कहा--संसार में जा भी सबसे छोटी वस्तु हो, 
उससे भी अत्यन्त छोटा हो । संसार अशु में सबसे छोटा भाग 
है, उस भ्रणु से भो अणु अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है उससे भी जो 
सूक्ष्म हो । उनका भी उपादान कारणा हो । ऐसा सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
होने पर भी जो सबका धाता हो । } 

अर्जुन ने पूछा- सब का धाता होने का क्या भभिप्राय हैं 
सर्वेशवर ? 

अगवान, ने कहा-- संसार में जितने भी कमं हैं तथा उन 
कर्मो के जितने फल हैं, उव सब कर्म फलों को देने वाले । किस 
कर्म का कोन सा फल किसे कब देना चाहिये इन सब बातों का 
विभाग करने वाले। अभिमत फलदाता होने के साथ ही, वह 
अचिन्त्य रूप है । 

अर्जुन ने पूछा*-'अचिन्त्य रूप का अर्थ क्या है, अनादि- 
निघन |” त छ न 

भगवान्‌ ने कहा--जिप्तके;रूप का चितन न किया जा सकता 
हो । अर्जुन ! सोचो तो ,सही जिसको महिमा अपरिमित है, 


मरण काल में प्राण त्यागने की विधि प्र्‌ 


जिसके देभव का चारापार नहीं । उसका चितन यह परिमित्त 
आणी कर ही कंसे सकता है ? ऐवा होते के साथ ही साय वह 
आदित्य बण' बाला हे। 

अजुन ने कहा--“भगवन्‌ जो श्रवण है उसकी उपमा 
आदित्य से कैसे दी जा सकती है ?” 

हसकर भगवान्‌ मे कहा-- अरे, भया ! मह उपमा तो 
उपलक्षण मात्र है। उपमा सर्वाङ्गीण महीं ली जाती । वह तो 
एक देशीय होती है । यहाँ आदित्य बण बहने से केवल प्रकाश 
को बहुलता बताने से हैं। अर्थात्‌ जैसे सूर्य ही समस्त वस्तुओं 
को प्रकाशित करता है सूर्य न हो तो किसी वस्तु की संज्ञा ही 
नहीं की जा सकती । इसी प्रकार वह समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का 
एक मात्र प्रकाशक है | इसलिये उसे तमस परस्तात्‌ कहा है ।” 

अजु न ने पूछा--उसे तमसपरस्तात्‌ क्यों कहा गया है, 
जनार्दन ! 


भगवान्‌ ने कहा है, जो महान्‌ प्रकाशवान्‌ होगा वह तम से- 
अन्धकार से. अज्ञान से परे होगा ही । मोह भय अन्धकार उसके 
सम्मुख टिक नहीं सकेगा । ऐसे परम प्रकाश पुरुष का जो 
निरन्तर चिन्तन करेगा, वह साधक उसी को प्राप्त होगा । 

' जेजु न ने पुछा--“ऐप्े प्रकाशमय स्वरूप का चिन्तन केसे 
करे ओर उसके चिन्तन में अधिक प्रयत्न की अपेक्षा कब होती 
हैं इसे कृपाकर मुझे बता दें ।” 

भगवानु ने कहा--मरते समय ही ऐमे चिन्तन में अत्यन्त 
सावधानी रसने.की झावश्यकता है । थे * 
भजु न ने पूछा-मरण काल में कैसे चिन्तन करना चाहिये ? 
भगवान्‌ ने कहा--“मरण काल में यदि पुरुष भक्तियुक्त न 
हुआ तो सद गड़बड़ घुटाला हो जायगा! भगवत्‌ -भक्ति का एके 


पड ` भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


मात्र फल यही है, कि मृत्यु समय भगवत्‌ स्मृति वनी रहे। जो 
जीवन भर मेरा सतत स्मरण करता रहा होगा उसे ही मरण 
समय में मेरा स्मरण हो सकता है। इसलिये भ्रविचल चित्त से, 
इघर-उधर अस्य किसी में चलायमान न होने वाले मन से मेरे 
प्रकाशमय स्वरूप का चिंतन करे ।” है 

अजु न ने पूछा--“मरण समय केसे और किस स्थान में मत 
को स्थिर करके चितन करे 2” 

भगवान्‌ ने कहा-देखो, सूर्य की किरणों में से एक परम 
प्रकाशमय किरण के साथ मूलाधार में, स्थित कुंडलिनी शक्ति 
का सम्बन्ध है । साधारणतया वह कुंडलिनी शक्ति प्रसुप्ता वस्या 
में पड़ो रहतो है। गुदा, लिग, नामि, हृदय कंठ और दोनों 
भौंहों के मध्य में पट हैं चक्र इतने प्रकाशमय हैं कि कोई भी 
प्रकाश उनके सम्मुख ठहर नही सकता । किन्तु जीव अज्ञान 
झन्धकार के कारण-मोह रूपी तम के कारण उनके महान्‌ 
प्रकाश का साक्षातकार नहीं कर सकता | इसीलिये वे कमल 
धघोमुख हुए अवस्थित रहते हैं। जव योग के साधनों द्वारा 
घ्यानयोग से कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत किया जाता है, तब वे 
कमल ऊध्वंमुखी होने लगते हैं। उनमें महान्‌ शक्ति का निवास 
है। कोटिसूर्यो के समान उन चक्रो की प्रभा है। उन सबके तेज 
को पान करतो हुई कुंडलिनी शक्ति मूलाघार (गुदा) से चलकर 
स्वाधिष्ठान (लिग) में ग्राती है इसी क्म से नाभि, हृदय, कंठ 
में होतो हुई जब दानों भौहों फे बीच में आ जाती है, तव वहाँ 
अत्यन्त ही सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है चित्त 
भी चंचल न होने पावे भक्ति में तनिक भी कमी नहो मरण 
काल में जो एक प्रकार का भय होता है, वह मय समीप भी 
फटकने न पावे । यह कब होगा, जब योग का वल परिपूर्ण बना 


मरण काल में प्राण त्यागने की विधि द 


रहेगा। ऐसी दशा में मृत्यु काल में दोनों भौंहों के बीच में प्राण 
को स्थिर करके, अविचल भाव से केवल जो मुझ परम प्रकाश- 
मय दिव्य पुरुप का ही चिन्तन करते हुए प्राणों का परित्याग 
करेगा, बह निश्चय रूप से मुझे ही प्राप्त होगा । 
भ्रजु ने पूछा--“प्रमो | साधक को किस पद का अनुस्मरण 
करते हुए कंसो धारणा करते हुए प्राणों का परित्याग करना 
चाहिये ?” 
मु सुतजी कहते हैं-मुनियो ! अजु'न के पूछने पर भगवानु ने 
जस पद तथा जिस धारणा का उपदेश दिया है, उसका वर्णन 
मैं आगे करूँगा । आप इस विषय को दत्तचित्त होकर श्रवण 
करें। 
छप्पय 
ऐसे साधन करै मक्तियुत साधन सन | 
सद्गति पावे अन्तकाल में करिकि सुमिरन ॥ 
झुकुटि भष्य में प्रथम ग्रानकूँ थापित करिकें। 
घारि योगबल साहित अचल आपन मन करिकें ॥ 
ऐसे मम. छुमिरन करत, हरत सकल भयभीत जो। 
दिव्यरूप परमात्म हाँ, परम पुरुप सय होव सो॥ 





प्रयाणकाल में किस पद का उच्चारण करे 
[६] 


यदत्तरं वेदविदो वदान्ति विशन्ति यद्यतयोवीवरागाः । 
यदिच्डन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेणग्रवक्ष्ये ॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्प मनोहृदि निरुष्य च।. 
सूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥® 
(श्री भग- गौ० ८ ध० ११, १२ इलो०) 
छप्पय 


जाइ परमपद कहें वेदविद पंडित ज्ञानी। 
जाक" अघर फहत अमर आर्विनारी घ्यानी ॥ 
जामे करें प्रवेश पीतरागी सन्यासी । 
म्रश्नचयं निहि हेतु घरे ममचारि उदासी॥ 
ता पदक संक्षेप मे, अरजुन हौ तोते कहेँ। 
तू मेरो प्रिय सक है, तेरे हित सप कुछ सहेँ॥ 





अ वेदतरित्‌ पुरुष जिसे प्रकार बहते है, बोतराग यतिगणा जिममें 
प्रवेश करते हैं, जिसे पाने बी इच्छा याले जिसके तिये ब्रह्मचर्म को 
चारणा करते हैं, उस पद को मैं तुमसे सदोग में कहता हूँ, ॥॥११। 

इन्द्रियों के मब द्वारों का संयम करके, मनको हृदय में स्थिर करके 
घस्तक से प्रापने प्राए को स्थापित करके, मोगधारणा में स्थित 
होकर=2।१२॥ 


प्रयाणकाल में किस पद का उच्चारण करे Er 


उपासना में संयम का बड़ा माहात्य है। योग में तो 
“पारणा, ध्यान धोर समाधि इन तीनों के एकत्रीकरण को संयम 
बताया है, किन्तु उपासना में संयम नियमन को कहते हैं । किसी 
भी वस्तु को सीमा से श्रधिक न बढ़ने दे। सबको मर्यादा में ही 
“रखने का नाम संयम है । इन्द्रियों का स्वभाव स्वच्छन्दगामी होने 
का है! वे भपने ऊपर अंकुश नहीं चाहती । जिल्ला नहीं चाहनी 
हमें कोई इच्छानुसार खाने से, इच्छानुसार बोलने से रोके । 
जिह्वा उदर की परवाह नहीं करती इस स्वादिष्ट पदार्थ को पेट 
"पचा सकेगा या नहीं जिह्वा इसकी चिन्ता नही करती। उसे तो 
रस लेते से काम । वह इच्छानुसार रस लेते ही रहना चाहती है । 
कौन सी वात बब बोलनी चाहिये, वाणी इसकी भी परवाह नहीं 
करती । इसी प्रकार श्राँलों को कौन सी वस्तु देखनी चाहिये, 
“कौन-सी नहीं देखनी चाहिये इस पर वह प्रतिबन्ध नहीं चाहती । 
“किन्तु इन पर नियन्त्रण रखना श्रावश्यक होता है। ये अपनी 
मर्यादा में हो रहकर व्यवहार करें। इन्हें अपनी सोमा से श्रागे 
न बढ़ने दे इसी का नाम संयम है। यदि शरीर के नो द्वारों को 
“संयम में न रखेंगे, तो न जाने प्राण क्रिस द्वार से निकल जायं । 
भ्रधोमाग से प्राण निक्ले तो अ्रधोगति होगी, मध्य के द्वारो से 
निकले तो स्वर्गादि मध्यगति मिलेगी भौर सबसे ऊपर के दशम 
“द्वार से निकले तो सदा के लिग्रे संसार सागर से मुक्त हो 
जायगा। प्रत; इन्द्रियों को संयम में रखना भ्रत्यावश्यक है । 
वैसे तो समो इन्द्रियां प्रबल हैं, किन्तु उपस्थेन्द्रिय, घाणीन्द्रिय 
"भौर चक्षुइन्द्रिय ये तीन अत्यन्त ही प्रबल हैं । क्योंकि इनका 
सम्बन्ध क्रमशः वोये, प्राण भौर मन से हैं। शरीर में ये ही प्रधान 
-है । साधना में भाणों का ब्रह्मम का भौर मनका इन तीनों का 
ही संयम करना पड़ता है । इन तीनों का परस्पर में परन्योत्मा- 


क्ष भागवत दर्शन, खण्ड ७१7 


थित सम्बन्ध है । प्राण के रुकने पर मन भौर वीयं रुक जाते हैं, 
इमी प्रकार मनके निरोघ होने से ब्रह्मचये तथा प्राणों का निरोध 
हो जाता है । ग्रह्मवर्य की पूर्णा प्रतिष्ठा हो जाने पर प्राण मन 
स्यतः ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। झतः इन्द्रिय संयम सवप्रयम 
अत्यंत महत्वपूर्ण माधन है । इन्द्रियों के संयम से ही मन तथाबुद्धि 
का संयत होना संयम है । धन्तकाल में इन्द्रियाँ यदि संयत हो गयीं 
तो प्राणों के संयमित करने में बड़ी भारी सहायता मिलती है। 
मनको हृदय में हो रखकर प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग द्वारा निकाल 
दे तो फिर जन्ममरण के चक्कर में नही पड़ता। इसीका 
उपदेश भगवान्‌ ने विस्तार से दिया है, क्योंकि यही सर्वा प्रधान 
गीता का विपय है। 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों जब झ्जुन ने श्रन्तकाल में 
किस पद का स्मरण करना चाहिये यह पूछा, तो इसका उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ कह रहे हैं--अजु न! मैं तुम्हें उस पद वा उपदेश 
करता हूँ, जितका ग्न्त में उच्चारण करते हुए जो प्राणों का 
परित्याग करता है, तो उसे परमगति की प्राप्ति होती है। वेदों 
के जानमे वाले विद्वान्‌ पंडित उस पद को प्रक्षर कहते है ।” 

अर्जून ने पूछा--भक्षर क्या महाराज? अक्षर तो स्वरः 
व्यञ्जनों को कहते हँ? हे 

भगवान ने कहा-न्यहाँ स्वर व्यञ्चन जो अक्षर कहलाते हैं, 
ऊनसे तात्पये नहीं है । वेद का जो आदि है। जिसके बिना वेद 
का वेदत्व ही नहीं होता | समस्त वेद जिस एक ही अकार से 
निकले हैं, उस अक्षर से यहाँ भ्रभिप्राय है वेद में वेदवेत्ताम्ों ने” 
उसी अक्षर का निरूपण किया है भीर राग रहित यतिगण त्यागो 
तपस्वी जिस पद में प्रवेशा करते हें तथा ब्रह्मचारीयणा उसी पद” 
की प्राप्ति करने के ,लिये.महान्‌ दोर्षव्रत-ग्रह्मचयं , ब्रत का पालन” 


प्रयाणकाल में किस पद का उच्चारण करे ई 


करपे हैं उती पद की में तुमसे कहुँगा। सो भी बहुत संक्षेप में 
कहुँगा,'वयोंकि उसका विस्तार ही तो समस्त वेदों में है । 

भजु न ने पुछा--"उस धक्षर ब्रह्मपद का उच्चारण किस 
विधि से करना चाहिये ?” 

भगवान्‌ ने कहा-- पहिले तुम उसके उच्चारण की विधि ही' 
समझ लो । पहिले तो विशुद्ध श्रासन बिछाकर योग के यासन से 
बेठ जाय, फिर इन्द्रियों के जितने द्वार हैं, उन द्वारों को रोक ले ।” 
; अजुन ने कहा--इर्ब्रिय द्वार तो खुले हुए हैं, उन्हें रोके किस 
प्रकार ? 

भगवान्‌ तै कहा--श्रासन लगाकर मूल बन्द बाँध ले । गुदा 
को ऊपर की शोर संकुचित करके गुदा द्वार को रढ़ता से ऐडी ना 
रोक ले। ऐड़ो के द्वारा गुदा का द्वार रोकने से नीचे के दोनों द्वार 
धवरुद हो जाते है। किर उड्यान बन्ध बाँधकर समान का संयम 

। जालंधर बन्ध बाँधने से जितमे नाड़ी जाल हैं वे सब स्वतः 
चंघ जाते हैं । इस प्रकार इन्द्रियों के सभी द्वारों को संयमन करके 
मन को हृदय प्रदेश में रोक रखे । मन का स्थान ही हृदय है उसे 
उसी के घर में वन्दी बना दे। फिर भ्रपने प्राणों को मस्तक में 
दोनों मौह के मध्य में स्थिर करे । 

प्रजु न मे पुछा-'प्राणों को बार-बार दोनों भौंहों के मध्य भै 
स्थिर करने को क्यों कहा जाता है ।” 

मगवानु ने कहा--दोनों भौंहों के मध्यभाग से उस ब्रहारन्ध 
का संबंध है! प्राण यदि दोसों भौंहों के बोच में निरुद्ध हो जाय॑गे, 
तो फिर उनके अधोगामी होने का भय नहीं रहेगा। वहाँ से वह 
सीधा ब्रह्मरन्ध्र में होकर निकल जायगा । वहीं पर योगघारण 
करने को आवश्यकता है। . 

प्रजुन ने पूछा--“योगघारणा किते कदे हँ?” 


<° मागवत दशम, सणडं ७५ 


भगवानु ने कहा~-योगधारशा समाधि का नाम है। ध्यान 
और घारणा को इद करने पर जो श्रात्मविपयिणी समाधि रूपा 
चारणा है उसी में स्थित हो जाया चाहिये । 

प्रजु ने पूछा--उस योगघारणा रूपी समाधि प्रवस्था में 
'किस शब्द का उच्चारण करे प्रौर किसका स्मरण करे, कृपा कर 
इसे बताने का भनुग्रह भौर कीजिये। क्योंकि वाणी का तो 
निरोध ही हो चुका है, जो भी उच्चारण होगा, वह भान्तरिक 
ही उच्घारणा होगा, जो भी स्मस्णा होगा वह भी भन्तरिक ही 
स्मरण होगा । 

सूनजी कहते हैं--भुनियो ! अन्त में किस पद का उच्चारण 
करे भशौर किसका स्मरण करे। इसका जो उत्तर भगवानु देंगे 
उसका वर्णन में आगे करूगा । 


छप्पय - 
कैसे सो पद मिले ताहिकी युक्ति बताऊँ। 
अन्त समय का सुमिर तजे तब ताहि सुनाऊँ॥ 
जितने इन्द्रिय द्वार देह में नो विद्वनिको। 
सब द्वारनिकू रोकि हृदय में रोके मनकू ॥ 
जीते मनतों आनक, मस्तक में धारन करें। 
योयधारना में पुरुष, मेरो ई सुमिरन करें॥ 





अणव उच्चाण करते हुए देह त्याग करे 
[७] 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः भ्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमांगतिम्‌ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
- तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ® 
(श्री भग ० गी० ८ ध्० १३, १४ ३लो०} 


छप्पय 


“ओम्‌? मन्त्र है अहा अनव एकार अनुपम 
उच्चारन पुनि करे करे सुमिरन अम उत्तम ॥ 
विषयनिते मन रोकि म्यान मेरो ही घारे । 
बोले बात न अन्य अनव केवल उच्चारे॥ 
जा विधि ते जे तबु तजें, ते नहि) पुति जय आईँगे। 
परम भारवशाली पुरुष, परमायति कू पाइँगे॥ 


x जो 'ोम्‌' इस एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुभा, मेरा 
स्मरण करमा हुपा, देह को त्याग कर परलोक प्रयाण करता है, वह्‌ 
` पृष्य परमयति को प्राप्त होता है ॥१३॥ हि 
दे पाये ! जो भवन्पचित वाला होकर नित्य ही निरन्तर मेरा 
"स्मरण करता है, उस, नित्ययुक्त योगी के लिये में सुलम हूँ ॥१४॥, . ,- 


९२ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


यह संसार चक्र अनादि काल से चल रहा है। एक ब्रह्मा 
अपनी आयु के सौ वर्ष पूरे करके चले जाते हैं, पुनः दूसरे ब्रह्मा 
प्रा जाते हैं। प्रब तक कितने ब्रह्मा आ गये, इनकी कोई गणना 
नहीं । कितने ब्रह्मा और आवेगे इसकी भी कोई गणाना नहीं। 
ब्रह्माजी का एक दिन होता है, त्रिलोकी की प्रलय हो जाती है। 
ब्रह्माजी त्रिलोक को अपने उदरस्थ करके सो जाते हैं, रात्रि 
समाप्त होने पर ब्रह्माजी उठते ही इस ब्रिलोकी को पुनः प्रकट 
करके अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। इसी को कल्पान्त प्रलय 
श्रौर कल्पादि सृष्टि चक्र कहते हैं ! 
महा प्रलय के पश्चात्‌ जब दूसरे ब्रह्मा आते हैं, तो उन्हे 
पूर्व सृष्टि का स्मरण नहीं रहता। वे सृष्टि कंसे करें की हुई 
सृष्टि वृद्धि को कैसे प्राप्त हो इसका ज्ञान सम्पादन करने के निमित्त 
भगवान्‌ की आज्ञा से तप करते हैं । वे सृष्टि के ज्ञान को सम्पादन 
करने के निमित्त अयने चित्त को एकाग्र करते हैं। समस्त 
चित्त की बिखरी बृत्तियों का निरोध करते हैं। तप करते-करते 
जब उन परमेष्टी ब्रह्माजी का मन समाहित हो जाता है तो उनके 
हृदयाकाश से कण्ठ तथा तालु आदि के सञ्चप से रहित एक 
अव्यक्त विलक्षण नाद उत्पन्न होता है। उसे अनाहत नाद कहते” 
हैं । जसे किसी घंटे को बलपूर्वक बजा दो । तो वजाने के पश्चात्‌ 
जो एक प्रकार का कुछ देर तक नाद सू जता रहता है उसी के 
"सरश वह नाद होता है। अथवा एकाग्रचित्त करके दोनों कानों 
को भली प्रकार कसकर बन्द कर लो । तो कानों फे यन्द करने 
पर जो शब्द सुनायो दे, वही अनाहत नाद है। जो योगीनाद 
की उपासना करते हैं, वे अपने चित्त की समस्त गृत्तियों को इसी” 
नाद में लोन कर देते हैं! उस भनाइ नाद की उपासता के 
प्रभाव से प्रन्तःकरण के भधिभूत, भ्रष्यात्म और अधिदेव जो” 


प्रणव उच्चारण करते हुए देह त्याग करे ९३ 


अव्य, किया ओर कारक रूप मल है उसे नष्ट करके निमंल वन 
जातै हैं। फिर ऐसे बिशुद्ध अन्तः करण वाले योगियों का न कभी 
"जन्म होता है और न उनको कभो मृत्यु होती है, वे जन्म-मृत्यु 
“रूप संसार चक्र से पार हो जाते है। वे मोक्षरूप परमगति को 
प्राह होते हैं। 

वह्‌ भनाहत नाद शब्द तथा अर्थ से रहित होता है । उसमें 
-च तो कोई स्वर व्यक्त होता है न व्यंजन। शब्द तो तभी उत्पन्न 
होगा जब कंठ, मूर्ध्ना, जिह्वा, ओठ आदि स्थानों को वायु 
आहत करे । उसमें ठोकर दे। सो तो इस नाद में होता नहीं 
"यह तौ स्वर वर्ण बिन्दु, आदि के बिना ही ब्रह्माजी को सुनायी 
दिया । अब उसी अनाहत चाद से शब्द की सृष्टि होती है । पहिले 
"जब शब्द होगा तभी नाम को संज्ञा होगी । तभी रूप दिखायी 
देगा। प्रत: सर्वप्रथम तीन मात्राओं वाला एक शब्द उस्पन्न 
'हुआ। उसका नाम प्रणव हुआ। क्योंकि उसी आदि ब्द से 
-भ्रह्माजी ने अपने इष्टदेव की स्तुति की । उसमें “अकार” 
उकार ओर मकार ये तीन मात्रायें थी और उसका माकार 
'चतुलाकार था ७%। उत्ती का नाम ओंकार हुआ। उसके 
मन्वादि, प्रणव, सत्य, विन्दु शक्ति, निदेवत, सर्वजोवोत्पादक, 
"पंचदेव, शुव, त्रिक, सावित्री विशिख, ब्रह्म, निगुण, गुणबीजक, 
आदि वीज, वेदसार, वेद, वोज, आदि अनेक नाम है। 

आदि में यही त्रिमात्रा वाला शब्द हुभ्ना समस्त विश्व 
"ह्माण्ड की उत्पत्ति इसी से हुई है। तोनों गुर्णो की, तीनों 
यृत्तियों की तीनों वेदों को तीनों लोकों की, तीनों व्याहूतियों की 
तोनों देवों आदि की जितनो भी ग्रिगुणात्मिका सृष्टि है, इसी 
धकार उकार तथा मकार रूप प्रणव से सम्भव है, इसी प्रणव 
"फौ शक्ति से हो अब तक जो प्रकृति अब्यक्त रूप में अवस्थित थी, 


६४ मागवत दरशन, खण्ड ७५ 


त्रिगुणों में क्षोम होते के कारण वही अव्यक्त प्रकृतिब्यक्त रूप 
में प्रकट हो जाती है। यह भ्रॉफार या प्रणव स्वयं अनादि है 
अव्यक्त है । यह ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्मस्वरूप ही है इसीलिये इसे 
प्रकाशित करने के लिये अन्य किसी की आवश्यकता नहीं । यह 
स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है । मगवान्‌ का यह मुख्य नाम है, उनका 
अववोधक वाचक है। यही भोंकार भगवाम्‌ के हृदयाकाश 
प्रकट होकर वेदाइपा माणी को अभिव्यक्त करता है। यही 
सम्पूर्ण वेदों का, उपनिषदों का तथा मन्त्रों का सनातन वोज 
हे। यही ओंकार अन्तस्थः ऊष्म, स्वर, स्पर्श, हरस्व, दीर्घ भ्रादि 
जितने श्रक्षर समाम्नाय या वरांमाला के ग्रक्षर हैं सबका आदि 
बीज यही है! इसी का विस्तार चतुमुंख ब्रह्माजी के चारों मुखों 
से होने के कारणा आफ्‌, यजु, साम और अथव इन चारों वेदों 
की उत्पत्ति हुई । 

अत; थह ओंकार ब्रह्म का याचक है। अभूते भगवान की 
"यह मूर्ति है प्रतिमा के सहश है । ब्रह्मा स्वरूप है! इसी को एका-- 
कार ब्रह्म भी कहते हैं। प्राणों को दोनों भौहों के वीच में स्थिर 
करके जो इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए प्राणों का 
परित्याग करता है बह साधक परम गति को प्राम होता हू । 

सुतजी कहते हैं-मुनियो ! जब अजुन ने उस पद के और 
फल के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तो भगवान्‌ ने कहा--भर्जुन ! 
वह पद एकाक्षर ब्रह्म ओंकार हे इस पद का उच्चारण करते 
हुए प्रौर मेरा अविछन्न भाव से निरन्तर स्मरण करते हुए जो 
देह का परि त्याग करता है, उसका फल यही ' होता है, कि वह 
परमपद को प्राप्त होता है। जो गति सर्वोत्कृष्ट है जिसे परमा- 
गति कहते हैं उस साधर को वही यति प्राप्त होती है । 
५ धजजुन ने पूछा-प्रभो [जो इतनी उत्कृष्ट 'योग घारणा ना 


प्रणव उच्चारण करते हुए देह त्याग करे श्र 


केर सकता हो, किन्तु श्रद्धा पूर्वक निरन्तर झापका ही चिन्तन 
केरता रहता हो उसकी क्या गति होगी । 
भगवान्‌ ने कहा-“अर्जुन ! मुझे पाना बड़ा दुलभ है, मैं 
साधारण उपायों से अल्प साधनों से मिलने वाला नही ।” 
`. अजुन ने कहा--यही बो मेरा प्रदन है। आप इन सर्वसाधारण 
बद्ध प्राणियों के लिये बहुत दुर्लभ है, किन्तु जो भक्त हैं, उन 
पर तो कुछ विज्लेप कृपा होनी ही चाहिये । 
भगवान्‌ ने कहा-“नाम मात्र के भक्तों के लिये मैं दुलभ 
ही हैं, जो भेरा निष्कपट भ्रनन्य भक्त है उसके लिये सव 
प्राणियों के लिये दुलभ होने पर भी केवल उसके लिये 
सुलभ हूँ ।” 
जज न ने पूछा--"जिस अनन्य भक्त के लिये श्राप दुलभ 
होने पर भो सुलभ हो जाते हैं, उस भक्त का लक्षणा कृपा करके 
बता दें ।” 
भगवानु ने कहा-पहली बात तो उसमें यह होनी चाहिये 
कि उसका चित्त मुझे छोड़कर संसार की अन्य किसी वस्तु मे 
फैसा नहीं रहना चाहिये । क्षाठों प्रहर मुझमें ही जिसका चित्त 
जगा रहे। और जो मुझे नित्य नित्य निरन्तर ही स्मरण करता 
रहे ।समप की काल की परवाह न करे, कि इतने दिन तो स्मरण” 
करते हुये हो गये, भगवान्‌ के प्रभी दर्शन भी नहीं हुए । काल 
तो घनादि है भेरा स्वरूप हो है, जितने ही दिन स्मरण हो उतने 
ही दिन अच्छा है। निरन्तर मेरा स्मरण अव्यग्र भाव से करे 
जोर मन में प्रदा को न आने दे। सत्कार पूर्वक थद्धा सहित 
भक्ति भाव से मेरा हो चिन्तन, मनन, भजन स्मरण करता रहे । 
से स्वेदा समाहिन चित्त भक्ति योगी के लिये मैं दुल भ होने 
पर भो सुगमता से मिल सकता हूँ। भले ही उसके प्राण: 


सद्‌ भागवत दर्शन, खणड ७५ 


आज्ञा क्र में घावे या न आवें) मले ही उसके प्राण ब्रह्म 
रन्त से निकले या न निकलें। भले ही उसका कंठ बात पित्त 
कफ से रेघ जाने के कारण शब्द न भी निकले । प्रारब्ध कर्म 
समाप्त होने पर उसके प्राण निकलेंगे तो उसके स्थान पर मैं 
उसका स्मरण कगा। जीवन भर जिसने घनन्य भाव से मेरा 
सतत स्मरण किया है उसके लिये मैं सुलभ ही जाता हूँ । किन्तु 
हो भ्रमस्य भाव से निरन्तर स्मरण करने याला भक्त । वह मेरा 
भक्त भो मुझे ही प्राप्त कर लेता है । 
अजुन ने पूछा--“जो ब्रह्म रनर द्वारा दशवे द्वार से योग 
चारणा द्वारा शरीर त्यागते हैं उनकी तो परमागति प्राप्त होती 
ही है किन्तु जो म्रापके अनन्य भक्त हैं, उनका फिर इस संसार 
में जन्म होता है या नहीं ?” हर 
सूतजी कहते हैं--मुनियो! इसका उत्तर जो भगवान्‌ देंगे, 
-उसका वणान मैं आगे करूंगा । 
छप्पय 
सोक” दुलभ कहें नहीं मैं दुरलभ सबकू। 
योगे चिच अनन्य करे तजि देवै जय कू॥| 
नित्य निरन्तर फरे सदा ही मेरो सुमिरन । 
होहि बिस्यरब नहीं कबहुँ बाद एकह बिन 
ऐसे जोगी के लिये, सदा सरबदा सुलम हू। 
सहज भाव वो आप हैँ, सब भूतनि को सुहृद है ॥ 


Ry 


भगवान्‌ को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म 
नहीं होता 
[=] 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 
आम्रह्मश्वनारलोकाः पुनरावतिनोऽञुन । 
माघुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥& 
(श्री भयन गी० ८ झ० १५, १६ शलोकं) 
दप्पय 
डुःखालय यह जगत दुखी जग के सब आ्रानी। 
चिनिभंगुर हू कहें सकल जोगीजन ज्ञानी ॥ 
पुनिःपुनि लेके! जनम फेरि पुनि पुनि ही मरनो। 
जन्म मरच छुटि जाय जतन सोई भुव करनो॥ 


परम सिदि कू पाइकें, होहिँ महात्मा सन्त वे। 
जनम सरन तै छूटिके, मोकूँ पावे अन्व वै 
SO NCTA NE चर 


छै जो महात्मा हैं धोर जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वे मेरे को 
गी रि इस क्षण भगुर र दुःख स्थान रूप पुनर्जेन्म को प्राप्त नही 
| 
हे भजु'न ! ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त लोक पुनराबर्ती हैं भ्र्थात्‌ फिर 
हीं लोटा लाने वाने हैं, किन्तु कौन्तेय ! मुझ प्राप्त होकर फिर 
[नर्जेन्म नही होवा ॥१६॥ 
७ 


६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


यह जगत्‌ दुःलालय है झौर यह शरीर मलायतन-्र्थावू- 
मलका महल-है। कोन भला श्रादमी चाहेगा कि हम मल के 
निमित घर में रहकर दुःखों के प्रदेशा रूपी नरक नगर में निवा 
करें । न चाहने पर भी विवश होकर प्राणियों को रहना ही पड़ता 
है । रहते रहते उस मल के महल में भी श्रासक्ति हो जाती है। 
कोई नहीं चाहता हमे कारावास में रहकर कष्ट सहन करने पड़े । 
किन्तु जिन्हें बार-बार कारावास जाना पड़ता है, उन्हें कारावास गये 
बिना बाहर भच्छा ही नहीं लगता कारावास में लोह के तसला 
भौर कटोरी ये दो पात्र मिलते हुँ । बार-बार कारावास में भाने 
वाला पुराना बन्दी जब अवघि पूणं होने पर छूटने लगता है, तब 
भ्रपने साथी बन्दियों को चेतावनी दे जाता है, देखना मेरे तसला 
कटोरी किसी अन्य को न दें, मे शीघ्र ही झ्रा जाऊँगा। दुःखालय 
होने पर भी वार-बार भ्राने से उनकी कारावास में भासछि हो 
जाती है । यद्यपि वहाँ सुख नहीं, किन्तु विवशता है । इसी प्रशार 
प्राणी संसार में दुख ही दुख पाता है, फिर भी संसार को छोडना 
नहीं चाहता । वास्तव में देखा जाय, तो संसार में दुख ही दुःख 
है। स्वयं दुखी होता है, दूसरों की दुख देता रहता है । 

गर्म में घाते ही दुःख भारम्म हो जाता है। गर्भ में श्राना 
ही सबसे बड़ा दुःख है। गर्माशाय भन भौर मूत्राशय के समीप 
ही होता है। मल झोर मूत्र के समीप ६ महीने ऐसे कारावास 
में रहना पड़ता है, जहाँ न शुद्ध वायु जातो है भौर न शुद्ध पानी 
तथा प्रकाश । उलटा लटका रहना पड़ता है! सातवे महीने में 
गर्मस्थ वालक बाहर निकलने का प्रयग करना है, किन्तु निकल 
नदो सकता । निकलने के श्रम के कारण यह मृदित हो जाता है, 
उमपौ यद्व मूर्छा ६० दिन में छूटती है! माता की नाड़ी से उसकी 
नाभि में जो एक नाल होता है वह नाल जुटा रहता है। उधी 


भगवान को प्राप्त होने पर पुनर्जेन्‍्म नहीं होता €& 


नाल द्वारा-मु'ह द्वारा नहीं-माता जो भी कुछ खाती पीती है, 
उसका रस उसके पेट में जाता है, उसी से दुःख पूर्वेकजीव उस काल 
कोठरी में भी जोता रहता है। माता यदि नमक मिरच आदि 
तीक्ष्ण पदार्थ खाती है, तो वे उसके कोमल शरीर में चुमते हैं । 
माता यदि मिट्टी, खपड़ा ऐसी बुरी वस्तु खाती है, तो वे भो उसके 
शरीर में सट जाते है। माता श्रम करती है, तो उसे कष्ट होता 
है। रोती है, शोक करती है, तो गर्भस्थ बालक को भी पीडा 
होती है । गभे में जब बालक होता है तो माता को भी निरन्तर 
कष्ट ही देता रहता है। माता का जी मिचलता रहता है उमे 
उबकाई भ्रादी हैं, पेट भारी हो जाता है, चलने फिरने उठने बढने 
में कष्ट होता है । भाँति-भाँति के उपद्रब होते हैं। स्वयं भी कष्ट 
भोगता है, माता को' भी कष्ट देता है। पैदा होमे का कष्ट तो है 
भगवान्‌ | न जाने माता कंसे सहन कर लेती है ! यह स्वयं भी 
अत्यन्त कष्ट से निकलता है, कोई-कोई मातायें तो प्रमव बेदना 
से ही मर जाती है। कोई बच्चा पेट मे ही मर जाता है, कोई 
किसी प्रकार निकलता ही नही । माता का पेट काटकर निकालना 
पड़ता है। पेदा होते ही रोने लगता है, धाइ कण्ठ में उंगली डाल 
देती है, नाऊ में सलाका डालकर छींक लिवाती है। कोई नया 
अतिथि ग्रावे झौर धाते हो छींबा हो, रोने लगे तो छींकना रुदन 

दोनों ही भ्रशुभ है। जब पैदा होते ही ग्रसकुन हो गया तो फिर 

जोवन में सुख कसे मिल सकेगा। जीवन भर कष्ट ही कष्ट 

सहना पड़ेगा । पैदा होते हो रोग आने लगते हैं, श्रव के कोई 

भेह पीड़ा पहुंचा रही है, झव के माता निकल आयी, खाँती हो 

गयी, जीण हो यया। बोल तो सकता नहीं। उसे लग रही 

८ भूस, रोता है दृध के लिये, माता उसे कड़वी घुट्टी पिला देती 

। मच्छर काट रहे हें, कह सकता वहीं । माता समझती है बच्चा 


१०० " भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


भूखा है, दूध पिला देती है। शरीर में खुजली उठी है स्व 
खुजला नहीं सकता । माता उसे वस्त्र से ढक देती है। शेषा पर 
ही मलमुत्र त्याग देता है। मनमुत्र में लिहसरा रहता है, माता 
को मी कष्ट देता है, स्वयं भी कष्ट पाता है। क्रिस प्रकार सेइ 
शीतला भूत प्रेत पिशाच पूज पाजकर चार पाँच वर्ष का हुग्रा 
तो, पढ्ने का दु.ख । अ्रध्यापक याद न होने पर ताइना देता है, 
वक्ष से भाग कर घर आता है, घर पर माता पिता ताइना देत 
हैं! सोचता है यह पढ़ना बडा कष्टप्रद है। मर जाउँगा पढ, ग 
नहीं । मरने का प्रयत्न करता है, किन्तु मरा नहीं जाता । किसी 
प्रकार राम राम करके १६, १७ वर्ष में कुछ पढ़ जाता हैं, श्रव 
विवाह करने की इच्छा होती है। यह दूसरी लड़की से विवाह 
करना चाहता है । माता पिता दुसरे स्थान पर पक्की करते हैं। 
इस खीचातानी में सम्पूर्णं समय चिन्ता में दुख में हो बीतता 
है। लड़की काली हुई कुरूपा हुई तो भी दुःख । सुन्दरी हुई स्व" 
रूपवतो हुई तो बुरे लोगों से लड़ाई करनी पड़ती है जेसे तेसै 
रो गाकर विवाह हुम । विवाह क्या हुघा ध्रापत्तियो का पहाड़ 
अपने सिर लाद लिया। कुछ दिन नये विवाह का चाव रहता है, 
फिर खटपट लड़ाई झगडा जो आरम्म हुप्रा, वह मरने पर ही 
समाप्त होता है। विवाह एक ऐसा मोहक फन है कि जो खाता है 
ह पछताता है जो नहीं खाता है, वह मी पछताता है। 

एक गृहत्यागी परमहंस महात्मा थे । एकान्त रहकर भगवानु 
का भजन करते थे। दिन में एक बार १०। ५ घरों से जाकर 
मधकरी माँग लाते थे। नदी तट पर जाकर भिक्षा करली | ' 
अंजलि से पानी पी लिया | न ऊधो का लेना न माधव का देना | 
सानन्द से भजन करते हुए समय बिता रहे थे । , 

एक दिन वे भिक्षा करने गये गाँव में बड़ा धूम घड़ाका हो 


भगवान्‌ को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता १०१ 


रहा था। बहुत से वाजे बज रहे हैं, सियाँ ढोलक पर गा गाकर 
नाच रहो हँ, बहुत से लोग भोजन कर रहे हैं, कुछ भा रहे हैं 
कुछ जा रहे हैं। महात्मा ने पुछा--"माई, आज यहाँ क्या है ? 
किस बात की घूम-घाम है?” 
“ लोगों ने बताया-“महाराज ! विवाह है, उसी की प्रसक्षत्ा में 
यह सब कुछ हो रहा है ।'” 
महात्मा का कमो विवाह नहों हुआ था बालकपन से ही साघ्ु 
बन गये थे । उनकी इच्छा हुई, “देखें तो सही विवाह में क्या 
होता है। भ्रच्छी वस्तु हुईं तो हम भी कर लेंगे।” 
' उन्होने पूछा--विवाह में क्या होता है ? 
लोगों ने बवाया--दृल्हा मोहर बाँधकर बारात सजाकर 
दुलहिन के घर जाता है फिर उनका विवाह हो जाता है! 
महात्मा ने पूछा--'विवाह दुलहा का होता है या दुल- 
हिन का?" 
लोगों ने बताया दोनों का हो साथ होता है । विवाह हो जान्ने 
पर दोनों साथ ही रहते हैं साथ ही खाते-पीते सोते-वेठते हैं । दोनों 
सुख-दुख में साझोदार होते हैं । 
कं महातमा नै पुछा--बारात कब जायगी, कहाँ जायगी ? कब 
बाह होगा? 
लोगो ने कहा--“श्चमो बारात निकेल रही है। समीप के ही 
गाँव में जायगी । प्राज ग्राधी रात में विवाह होया ।” 
मदात्मा ने सोचा चलो बारात में चलकर देखें तो सही केसे - 
विवाह होता है, यह सोचकर वे बारात के साथ-साथ चल दिये। 
बारात को 'कन्यापक्ष बालों मे धगवागी की, मीठा शरव 
पिलाया, द्वार की पूजा हुई, फिर रात्रि में भावर पड़ी । महात्मा 
सब बड़े घ्यान से देखते रहे । खी पुरुषों में विवाह के' समय'बड़ो 


१०२ , भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


उत्पाह था । जब भावर पड़ गयीं । दुलहा दुलहिन सुंदर वजा- 
मूषणों से सुसज्जित भीतर चले गये, तो महात्माजी भी लौट 
आये । आज दिन भर कुछ खाया भी नहीं था, इतनी दूर.पदल 
आये, विवाह की भीड़-भाड़ में किसी ने उनको भोजन के लिये 
नही पूछा । समोप ही एक कुथा था। उस क्ूए के चबूतरे पर 
आकर पड़ गये । पड़ते ही निद्रा भरा गयी । दिन भर जो देखा या 
उसके संस्कार मन में थे । स्वप्न में उन्होंने देखा उनका भी विवाह 
हो रहा है, बारात चढ़ गयी, विवाह हो गया । बहू झा गयी। वे 
चहू के पाम सो रहे थे। बहु ने कहा तनिक भागे सरक जाम्नो। 
सोते ही सोते वे ध्रागे सरके तो घड़ाम से कूए में गिर पड़े । सब 
लोग जाग हो रहे थे, घड़ाम का शब्द सुनकर लोग क्रूए के पात 
एकत्रित हो गये । कोई भीतर घुसा, जेसे-तेसे उन्हें बाहर निकाला 
लोगों ने पुछा-महात्माजी ! कया हुश्रा चोट लगने से महात्मा कां 
सिर फट गया था सम्पूर्ण शरीर रक्त से सन गया था | जय कुछ 
चेत श्राया, तब फिर लोगों ने पूछा - “महात्माजी क्या हुआ ?” 

महात्माजी ने दोनों शान पकड़कर षहा--मेया, हुम्रा क्या ? 
में केवल विवाह देखने को भ्राया था | जब विवाह देखने मात्र से 
यह दुर्दशा है, तव जो विवाह करते होंगे उनकी न जानें बया 
दुर्दशा होती होगी। में तो किसी तरह से धाप लोगों की कृपा से 
कए से बाहर निकल भो भागा, किन्तु जो विवाह कर लेते होंगे, 
वे तो सदा के लिये दुःखालय रूप इस भन्घक्कप में सदा के लिये 
गिर जाते होंगे । 

यथायं में गृहस्थाश्रम चिन्ता का समुद्र हो है। भाज नमक 
सही, ब्राज घाटा नहों, घ्राज तेल महां, लकड़ों नहीं । सो पृथक्‌ 
दुमो होकर कहतों हैं~मसे से मेरा पाता पड़ गया है। षाजर 
नहीं, बेदी नहीं, तेस नहीं, भद्ाराग नहीं । मेरो साड़ी मंसो हो 


भगवान को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता १०३ 


गयी है, लहंगा फट गया है, जूड़ा नहीं कद्दी नहीं । जूता लागो, 
चूड़ी ला, वस जब देखो तब लाग्यो ही लाभौ। लड़की लड़के 
हो गये, तो बात-वात पर रोने लगते हैं. हम पर यह नहीं वह 
नहीं हम पढ़ने न जायँगे, घर से भाग जाय॑गे रोटी न खाय॑ँगे। 
एक विपत्ति हो तो गिनावें । गृद्रस्थी में नित नई विपत्ति। एक 
का कुछ प्रबन्ध किया, दश चिन्ताये प्रीर सिर पर चढ़ गयीं । 
लड़की विवाह योग्य हो गयी है, उको वर ढ/ढो । घर वर 
भ्रच्छा हो | जाते हैं जहाँ घर भच्छा है वर अच्छा नहीं वर 
अच्छा है, घर अच्छा नहों। दोनों अच्छे हैं तो दहेज बहुत माँगते 
हैं। लडका पढ़ता ही महीं, पढ़ गया तो नौकरी नहीं मिलती, 
नौकरी मिल गयी तो विवाह की चिन्ता। लड़का कुछ और 
चाहता है, माता पिता कुछ गऔ्रौर। बहू भ्राते ही माता पिता से 
अलग हो जावी है । 
घर का बेन बीमार है, घोडी बूढ़ी हो गयी है, कोई बाहन 
नही, गाड़ो टूट गयी है, गगरी फूट गयी है, बहू रूठ गयी है । नौक- 
रानी घान कूट नहीं गयी है। कल से बकरी छूट गयो है । खेत की 
भई लुट गयी है! एक बात हो, एक चिन्ता हो तो उमे गिनावो 
भाज भ्रभुक सम्बन्धी मर गया है, उसके क्रिया कर्म में जाम्रो। 
आज भ्रमुक बच्चा बीमार है। युवा पुय मर गया है । पारसाल 
जिस कन्या का विवाह किया था वह विधवा हो गयी है। स्री को 
राजक्मा हो गया है। बहू के पेट में फोड़ा है। घर में धन्न खाने 
थोड़ा है। जिघर देखो, उवर विन्ता जहाँ देखो वहाँ कष्ट, 
जिसे हाथ डालो वहीं दुख । ऐसे दुःखमय संसार में सुख कहाँ, 
शान्ति कहाँ इसीलिये मनीषी लोग पुनर्जन्म नहीं चाहते इस 
ससार में बार-बार जन्मना मरना नही चाहते । यदि भाप विषयों 
का सेवन करोगे तो न चाहने पर भी यह संधार ही पुनः पुनः प्राप्त 


१०४ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


होगा, यदि श्राप भगवान्‌ को चाहते हो तो भगवान्‌ मिल जायेगे॥ 
जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सर्वदा के लिये छुट जा्रोगे । ५ 

सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! जब श्र्जुन ने यह पूछा कि 
थापके जो भ्रनन्य भक्त हैं, उनका एनजन्म होता हैया 
इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-“पर्जुन ! तुम्हें में प 
कई बार बता चुका । भरन्त में जिमकी जेसी मति होती है वमी ही 
उसकी गति होती है । तुम सोचो तो सही मैं नित्य शुद्ध मुक्त हैं । 
ऐसे मुझ शुद्ध-बुद्ध मुक्त परम पुरुष को प्राप्त होकर फिर मेरे ग्रनन्य 
भक्त महात्मा पुरुष इस दुःख रूप संसार में क्यों झावेंगे ? ” 

अर्जुन ते पूछा-तब उनकी कोन-सी ग्रति होगी ? 

भगवान्‌ ने कहा--“उनकी जेसी भावना होगी, वेसा ही पद 
उन्हें प्राप्त होगा । वे इस भ्रनिध्य नाशवानु जगत में फिर जन्म 
न लेकर संसार चक्र से सदा के लिये विमुक्त बन जायेंगे भौर मुझे 
ही प्राप्त हो जायँगे ।'” 

अर्जुन ने पूछा--उन अनन्य भक्त महातभाश्रों को किस लोक 
की प्राप्ति होगो ? 

भगवानु ने कहा-पहिले तुम लोकों की ही चात समझ लो । 
मीचे के सात लोक ऊपर के सात लोक तथा पृथ्वी के सात द्वीप 
& वर्षो में से भारतवर्ष को छोडकर सब भोगलोरु हैं । इन लोकों 
में प्राणी कर्म नहीं करते भोगों को भोगने के लिये जाते हैं। वर्मे 
करने की भूमि तो केवल भारतवर्ष ही है साधारयत्तया ऊपर के 
लोक्‌ पुण्यलोक हैं, उनमें पुण्यातमा पुरुष पुण्य भोगने जाते हे। दक्षिण 
दिशा में नरकलोक हैं। पापो लोग, वहाँ पापों का फल भोगने' 
जाते है । जो गृहस्थ धर्मावलम्बी पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे स्वगेलोक 
तक ही जाते हँ । सकाम कर्मों का ,फन स्वगेलीक तऊ ही है। जो 
निष्काम, कमवि्म्बी ब्रह्मापण भाव से फन की इच्छा न रखकर 


भगवान को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता १०४ 


कव्य कर्म करने वाले भगवतूमक्त या ज्ञानी हैं। उनकी साधना 
भपूर्ण होते पर यदि वे महर्लोक, जनलोक, तपलोक या सत्यलोक 
में चले जाते हैं, तो फिर उनका पृथ्वी पर जन्म नहीं होता । 
उनकी साधना को ब्रह्माजी इन दिव्यलोकों में धुरी करते हुए 
कल्पान्त में उन्हें विमुक्त बना देते हैं । 

कुछ ऐसे उत्कष्ट कमे हैं जेसे यज्ञ, दान, तपस्या जिन्हें सकाम 
भाव से भी करे तो स्वर्ग को अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक तक 
पहुँचा सकते हैं। महाराज वाह दान के प्रभाव से ब्रह्मलोक में 
पहुँच गये थे ।' किन्तु सकाम कर्मो के प्रभाव से भले ही ब्रह्मलोक 
तक ही क्यों न पहुँच जाये उन लोकों के सुखों का उपभोग वरके 
पुष्यक्षीण होने पर फिर भूलोक में जन्म लेना ही पड़ेगा । सकाम 
सवृकर्मो' द्वारा प्रापतये ब्रहालोक पर्यस्त लोक पुनरावर्ती है। इन 
लोकों में जाकर भी फिर चाहें जितने दिन में सही, लौटना 
पवश्य पड़ेगा, किन्तु हे कुन्तीनन्दन ! हे महावाहु भ्र्जुन ! जिसने 
मुझे प्राप्त कर लिया है उसका पुनर्जन्म नही होता । वह जन्म 
मरण के चक्कर से सदा के लिये विमुक्त बन जाता है । 

अर्जुन ने पूछा-ब्रह्मलोक तो सर्वोत्कृष्ट लोक है, वहाँ जाकर 
प्राणो क्यों लौट श्राता है। 

भगवान्‌ ने कहा--चाहें अह्माजी का ही लोक सही हे तो वह 
काल से परिच्छिन्न ही । उसकी भी कुछ अवधि है। ब्रह्माजी की 
भी कुछ नियत आयु है। उनके भी दिवसों तथा राश्रियो की 
संख्या है । ब्रह्माजी के वपं दिव्य वर्ष कहलाते है। उसके दिनों से 
उनका वप भी ३६० दिन रामि का होता है। 

प्रजुन ने पूछा--ब्रह्माजी का दिन कितना बड़ा होता है तथा 
उनकी रात्रि कितनी बडो होती है ? 

सूतजो कहते है--मुनियों ! भर्जुन के पूछने पर भगवानुकि 


२०६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


जो ब्रह्माजी के दिममान का काल बताया उसका वर्णम मैं भागे 
करूगा । 
छप्पय 
ब्रह्मलोक परिन लोक पुमरावर्ती _ सब। 
कलु जानें करि ज्ञान कछुक अति करम करें तब ॥ 
ज्ञानी मझा संग बझ में लीन होत हैं। 
शुभ करसनि करि पाइँ फेरि तिनि जनम होत हैं॥ 
अरजुन । ये सब कालङत, पनरजनम छुंटवत नहीं । 
सोइ पाइ फिरि जयतं में, मरत नहीं आवत नहीं ॥ 





. ब्रह्माजी की रात्रि तथा दिन का परिमाण 


[६] 
सहसयुगपयन्तमहर्यदूवक्षणो विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ 
अब्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ ® 
(श्री भग० गी० ८ श्र० १७, १८ इलो०) 


छप्पय 
हमरो जो है बरप देवतानि दिन वह जातों। 
ऐसे दिन वें साठि तीन सो बरतहु गानो ॥ 
ऐसे बारह सहत वरप की चतुरयुगी है 
बतुरयुगी जो सहस रात उतनी हु कही है॥ 
मा जावें बरस शात, दिव्य आयु उनकी कही। 
जो जानें जा सरम कू; काल तत्तवैचा वढी ॥ 


कै एक सहसत चौकड़ी वाला ब्रह्मा का एक दिन होता है, भौर 
उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। जो इसे तत्व से जानते हैं वे ही 
वास्तव में दिनराम्ि को जानने वाले हैं ॥१७॥ 

प्रव्यकत ब्रह्मा से सम्पूर्ण व्यक्ति उनके दिन होने पर उत्पन्न होते 


हैं, उनकी रात्रि भाने पर उन्ही अव्यक्त सञ्ञा वाले ब्रह्माजी में लय हो 
जाते हैं ॥१५॥। 


१०८ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


किसी को दिखायी न देमे वाले भगवान काल रूप से 
क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान्‌ ने जब भ्रजुन को भ्रपने विराट्‌ रूप 
के दर्शन कराये, तव भ्रजु न भयभीत होकर पूछने लगे--भगव्म !' 
आप कौन हैं? 
भगवान्‌ ने कहा--में काल है । 
प्रजु न ने पूछा--प्रभी ! यहाँ क्यों झाये हैं? 
भगवान्‌ मे कहा--“मैं समस्त लोक का क्षय करने के लिये 
यहाँ झाया हुँ ।” 
भगवान्‌ के अनेक रूप हैं, उनमें उन विष्यु का एक काले रूप 
भी है। उन सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ परब्रह्म का प्रभाव प्रत्यन्त ही 
अद्भूत है । जगत के जितने भी चर भचर पदार्थ हैं, इन पदार्थो 
में जो भांति-भाँति की विचित्रता है, भाँति-भाँति के जो रूप 
दृष्टिगोचर होते हैं, इन नाना विचित्रताश्ों का जो हेतुभूत स्वरूप 
विशेष है उसी का नाम काल है । जब तक काल की सत्ता न हो, 
तब तक प्रकृति पुरुष कुछ कर ही नहीं सकते । ये दोनों काल 
भगवान्‌ के ही रूप हैं। जब ये जगत रूप कर्म में प्रवृत्त होते हैं 
तब प्रकृति पुरुप काल रूप हो जाते हैं। जब सृष्टि से भिन्न वस्था 
में होते है तो काल पृथक्‌ से प्रतीत होते हैं। जितने प्रकार के कर्म 
हैं, इन कर्मो' का मुल भ्रष्ट भी काल ही है। काल बड़ा भयावह 
“है । श्रह्मादिदेव भी इससे सदा भयमीत रहते हैं। यह बड़ी कठोर 
प्रक्कति वाला है, गितने वालों में यह सर्वश्रेष्ठ गिनने वाला है ।' 
इसकी गगाना में कभी भो किचित्‌ मात्र भी त्रुटि नही पड़ती । 
यह सर्वगत है, सबमें व्याप्त है, सवरा भाथय होकर सभी 
प्राशियों में भ्रनुप्रविष्ट रहता है। यही सबका संहार भी करता 
है। यही ब्रह्मादि देवों बा नियामक है जेसे किसान बेलों की नाकः 
में रस्सी डालकर उन्हें झपनी इच्छानुसार घुमाता रहता है इसी 


ब्रह्माजी की रायि तथा दिन का परिमाण १०६ 


प्रकार ये कालरूप भगवान्‌ ब्रह्मादि के समस्त देवों को ्रपनी इच्छा- 
नुप्तार घुमाठे रहते हैं। इनकी भाज्ञा का कोई उनद्धन करने में 
समर्थ नही। ये सभी शासकों के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। ये ही 
यज्ञादि कर्मो के फन के दाता हैं। ये समदर्शी हैं, किसी से लगाव- 
लपेट नहीं । किसी के साथ पक्षपात नहीं । इनका न कोई शत्रु है 
नमित्र, न सगा है न सम्बन्धी । इनको दृष्टि में सभी समान है 7 
इनमें एक बडो भारी विशेषता है, ये कम्र सोते नहीं सदा सर्वदा 
जागते रहते हूं। सवका ठोक-ठीक हिसाब रखते है। ये सभी 
प्राणियों पर झाळमण करते हैं। जो भो जन्मा है, उसी का ये 
संहार कर देते हैं, किसी का भी शील संक्रोच नहीं करते । हाँ जो 
संसारी विषय भोगों से सवंदा विरक्त होकर निरन्तर भगवान्‌ 
का हौ चिन्तन करत रहते हैं, उन लोगों को इनसे कुछ भो भय 
जही होता । शेष सब प्राणी तो इन्हीं काल भगवानु के भय से 
भयभीत हुए अ्रपने-अपने कार्यों में संलग्व बने रहते हैं। इने 
ही कल्प, युग, वर्ष, महीना, पक्ष, दिन तथा रात्रि आदि की 
सपना होती है। स्वय तो ये अनन्त हैं। इनका कभी अन्त नहीं 
होता फिर भी ये अन्तक कहलाते हं। सबका श्रत ये ही काल 
भगवान करते हैं। अंतक जो यमराज हैं उनका'भी ये अंत कर 
देते हैं। एक ब्रह्मा के पश्चात्‌ दूसरे ब्रह्मा को भी ये हो बदल 
देते हैं। जगत्‌ के रचयिता भी ये ही हैं, ये ही जनक के द्वारा सुतों 
उत्पत्ति कराते हैं। प्रकृति के जा २४ तत्त हैं, उन समस्त 
सर्यो का नियामककाल ही है। वास्तव में प्रकृति के इन गुणों में 
जो गति उस्न होती है वह काल के ही द्वारा होती है। ये काल 
भगवान्‌ प्राणियों के भीतर तो जीव रूप से रहते हैं धरोर बाहर 
ei से रहते हैं। सब कुछ खेलमाल इन काल देवता का 


११० भागवत दशेन, खण्ड ७५ 


कुछ लोग इन्हीं काल भगवान्‌ को परमाणु पीठर या पीलु 
भी बहते हैं। परमाणु उसका नाम है जिसके किसी भी प्रकार मे 
विभाग न हो सकें जैसे पृथ्वी आदि कार्य वर्ग हैं, उनका जो सुक्ष्म 
से सूक्ष्म सू्ष्मतम अंश है श्रौर वह किसी भी कार्य रूप में प्राप्त नहीं 
हुआ है श्रौर जिसका धन्य परमाणुओं से संयोग भी नहीं हुमा 
है, यही काल की सूक्ष्मावस्था है। वह जब म्थुलता का रूप धारण 
करता है, तब सृष्टि रचना में कारण होता है। वही परमाणु 
जब स्थूल रूप धारण करता है तो उसे स्थूल परमाणु कहलो। 
श्रव उसकी स्थूलता कैसे बढ्ती है इसी को बताते हैं । 


दो परमाणु जब मिल जाय॑गे, तब उनकी “प्रणु” संज्ञा हो 
जायगी। श्रणु तथा परमाणु किसी भी प्रकार दृष्टिगोचर नही 
होते । तीन भरणु मिलने पर “भसरेखु” कहलाता है। हाँ, यह 
त्रसरेणु रष्टिगोचर होने लगता है। किसी छोटे से झरोखे से 
सूर्यं की किरण थाती है, उसके प्रकाश में जो बहुत छोटे-छोटे 
प्रकाश विन्दु से छोटे-छोटे कण उडते से दोखते हैं वही श्रिसरेख 
हैं। ऐसे तीन त्रसरेणुप्रों को पार करने में सुर्य को जितना काल 
लगता है, उस काल का नाम त्रुटि है। वास्तब में वाल की गणना 
ख्रुटि' से ही प्रारम्म होती है। सौ शुटियों का एक 'वेप' होता है। 
तीन वेध का एक 'लव? होता है भौर तीन लव का एक 'निमेष' 
कहलाता है। पलक भांजने में जितना समय लगता है, उसी का 
नाम मिमेप है। तीम निमेष का एक 'क्षण” होता है । पांच क्षण 
की एक 'काप्ठा' होती है। पन्द्रह काष्ठा की एक 'लघु' होती हैं। 
१५ लघु की एक नाडिका (दण्ड) कहलाती है। दो नाड़िका का 
एक “मुहत” कहलाता है। ६या ७ नाडिका का एक प्रहर” 
बद्लाता है। इसे याम भी बहते हैं। चार प्रहर का दिन रौर चार 


ब्रह्माजी की रात्रि तथा दिन कापरिमाण ११९ 
प्रहर की रात्रि धर्थात्‌ एकदिन रात्रि में ८ प्रहर या ६४ घटिके 


होते हैं । 

प्राचीन काल में समय को नापने के लिये यन्त्र नहीं थे | 
छाया से या जल से समय को नापते थे। जल से नापने की विधि 
यह थी, कि एक मिट्टी की नाद में पानी भर के रख देते थे । 
उप्तमें एक छोटा-सा छिद्र करके कटोरी डाल देते थे। जितनी 
देर में वह कटोरी जल में डूब जाय उस समय को एक नाडिका 
मानते थे । उस कटोरी का श्रौर उसके छिद्र का भी एक प्रमाण 
होता था। जैसे वह कटोरी ६ पत्र तबि की बनी हुई हो वह इतनी 
चौड़ी बनी हो जिसमें एक प्रस्थ (या पस) जल समा जाय। 
चार मासे को चार श्रंगुल लम्बी पेनी सलाका बनाकर उस पात्र 
के बीचोंबीच छिद्र कर दे। उस छिद्र युक्त पात्र को पानी से 
भरी नाद में डाल दो । उस छोटे से छिद्र से शतेः शनेः जल 
झा झा कर वह कटोरी भर जायगी, पानी मैं इव जायगी। 
समझो एक दण्ड या नाडिका हो गयी। दो नाडिका का एक 
मुहूतं होता है। आठ प्रहर का एक दिन रात्रि पन्द्रह दिन रात्रि 
का एक 'पक्ष' । दो पक्ष का एक 'मास' दो मास की एक “ऋतु! । 
छे मास का एक 'भ्ययन' जो दक्षिणायन रौर उत्तरायण दो होते. 
हैं। दोनों अयन मिलकर एक मनुष्यों का एक “वर्ष! कहलाता 
है। इस प्रकार १२ महीनों का मानववप है। साघारणया मनुष्यों 
को परमायुकलि में १०० वर्ष की मानी गयी है। यह तो मनुष्यों 
की काल गणना हुई । 

भव मानवलोक से ऊपर के जो लोक है उनकी काल गणना 
दूसरे प्रकार से है। मतुष्यों के जो ६-६ महीमे के उत्तरायण श्रौर 
दक्षिणायन दौ भयन हैं। वे पितरों के दिन रात्रि के समान है। 
भर्थात्‌ हमारे ६ महीने भ्रौर पितरों का एक दिन बराबर है। 


११२ भागवत दर्शन, खण्ड ७५. 
हमारा एक वपं देवताओं के एक दिन फे बराबर होता है। 
ऐमे देवताभों के दिनों से ३६० दिन का उनका एक वर्ष होता 
है। भर्थाव्‌ हमारे ३६० वर्षे देवताओ्रों का एक वर्ष । देवताद्नों के 
वर्ष को दिव्य वर्षा कहते हैं। देवताझों के वर्षों से ४ हजार दिव्य 
वर्षों का सत्ययुग होता है। ३ सहस्न दिव्य वर्षों का भ्रेता, दो 
सहस्र दिव्य वर्षो का द्वापर श्रोर एक सहस्न दिव्य वर्षों का कति- 
युग होता है । किन्तु एक युग के बीतने पर दूसरा युग तुरन्त ही 
नही श्रा जाता है उन दोनों के बीच के समय को सन्धि, सन्ध्यांश 
काल कहते है। मान लो कलियुग समाप्त हो गया तो सौ दिव्य 
वर्षो' तक उसकी सन्धि का अंश भौर चलेगा तब सत्ययुग 
लगेगा । तब भी शुद्ध सत्ययुग न लगेगा । ४०० दिव्य वर्षी तक 
सन्धिकाल चलेगा । तब शुद्ध सत्ययुग श्रावेगा । जितने सहस 
वष का जो युप होता है, उतने सौ वर्षो का उनका सन्धिकाल 
र उतने ही काल का सन्ध्यांश काल उसमें प्रौर ओोडना पड़ता 
है। जसे सत्ययुग ४ सहस्र दिव्य वर्षों का है तो ४ सो दिव्य वर्ष 
सन्धि के भौर ४ सौ दिव्य वर्ष सन्ध्यांशा के उसमें झौर जोड़ने 
पड़ेंगे । इस प्रकार सत्ययुग चार सहस्न ५ सो दिव्य वर्षा का 
(हमारे वर्षों से १७२८००० वर्षो का ) हुआ । त्रेतायुग सन्धि 
सन्ध्यां जोड़कर ३६०० दिव्य वर्षो का ( हमारे वपी से 
१२६६००० वर्षों का ) हुम्रा । द्वापर युग २४०० दिव्य वर्षी का 
( हमारे वर्षो से ८६४००० वर्षो का) हुआ भौर कलियुग 
१२०० वर्षो' का (हमारे वर्षो से ४३२००० वर्षो' का) हुआ । चारों 
युग मिलाकर दिव्य वर्षो से १२ हजार वर्षो के हुए (हमारे वर्षों 
से चारों युग ४३२०००० वर्षो के हुए) इन चारों युगो को एक 
चौऊड़ी कहते हैं । ऐसी चौकडियाँ जब एक सहस्न बार बीत जायं 
सो वह ब्रह्माजी का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी उनकी 


ब्रह्माजी को रात्रि तथा दिन की परिमाण ११३ 


रात्रि होती है । दिन बीतने पर जब रात्रि झाने का काल होता है, 
तो ब्रह्माजी इस त्रिलीकी के चराचर जीवों को थ्रपने में समेटरर 
सो जाते हैं। जब दिन होने का समय होता है, तो जंसे व्यापारी 
प्रपने दुकान के भीतर रखे हुए सामान का प्रातः होते ही बाहर 
पसार देता है उसी प्रकार ब्रह्माजी भो इस त्रिलोकी के पसारे को 
फिर से पसार कर बंड जाते हैं। रात्रि का समय होने पर फिर 
प्रपने में लोन करके सो जाते हैं। ऐसे दिन रात्रि जब ३६० वार 
व्यतीत हो जाते है, तो ब्रह्माजी का एक वर्ष होता है । ऐसे अपने 
वर्षों से एक ब्रह्मा १०० वपं तक रहते है। ब्रह्माजी के सौ वर्षो के 
पश्चात्‌ महाप्रनय होती है। उनके कल्प भ्रर्थात्‌ दिम में तो भू, 
भुत और स्व ये तीन ही लोक नष्ट होते थे । महाप्रलय में ब्रह्म- 
लोक पर्येन्त सातों लोक नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रनन्तर दूमरे 
ब्रह्मा भाते हैं, वे फिर से नयो सृष्टि करते हैं! यह क्रम कब से 
चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, इसे कोई कह नहीं सक्ता।' 
भनादि काल से चल रहा है भौर अनन्त काल तक चलता रहेगा 
चस, इतना ही कहा जा सकता है । 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! जब भर्जुन ने ब्रह्माजी के दिन 
का और उनकी रात्रि के समय के सम्बन्ध में प्रश्न किया तब 
भगवान्‌ ने कहा-प्रजुन ! सत्ययुग, त्रेता, डापर घौर कलियुग 
ये चारों युग जब सहस्न बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्माजी का एक 
दिन होता ।! / । 

, झजु न ने कहा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजी का दिन तो बहुत बड़ा 

होता है। उनकी रात्रि कितनी बड़ी होती होगी ? 

भगवान्‌ ने कहा-"बड़ापन छोटापन भ्रवस्थानुसार होता है । 
तुह ब्रह्माजी का दिन बहुत बड़ा लगता है। ऐमे भी बहुत से जीव 

ष = ` हि क 


११४ भावयत दर्शन, खण्ड ७५ 


हैं, जिनके मनुष्यों के एक दिन में सँकड़ों जन्म हो जाते हैं। 
सहस्रों बार मर जाते हैं, पंदा हो जाते हैं। उन्हें मनुष्यों का दिन 
बहुत बडा लगता होगा । ब्रह्माजी सबसे बड़े हैं इसलिये उनका 
दिन भी सबसे बड़ा है । जितना बडा उनका दिन होता है, उतनी 
बड़ी उनकी रात्रि भी होती है ।” 

अर्जुन ने कहा--महाराज ! बड़ा श्रदुभुत व्यापार है। 
न्रह्माजी इतने दिनों में घबडा नहीं जाते होंगे । । इतने समय सोते" 
सोते ऊब नही जाते होंगे ? 

भगवान्‌ ने कहा--यही तो मनुष्य की अल्पज्ञता हैं । वास्तव 
में गूलर का क्रीड़ा गुलर के भीतर के थाकाश को ही विश्व 
ब्रह्माड माने वेठा है। कुए में रहने वाला मेढ़क कुए के जल को 
ही संसार भर का जल मानता है । यदि गूलर का कीड़ा, कुए का 
मेढ़क बाहर झाकर देखे तो उसे उन्हें पता चलेगा, कितना भारी 
झाकाश है, कितना विस्तृत समुद्र है । जो अपनी क्षुद्र परिधि में 
हो रहते हैं, उनकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। वे विस्तृत विचार 
नही कर सकते । मनुष्यों ने ८ प्रहर चौंमठ घड़ी की छुद्र सोमा! 
को ही दिन रात्रि मान लिया है, इसलिये वे वास्तविक दित रात्रि 
का परिणाम जानने में झसमथ हैं। जिन्होंने मेरी कृपा से अपनी 
दृष्टि को विस्तृत बना लिया है वस्तुतः वे लोग ही दिन तथा 
रात्रि के परिणाम को जानने वाले हैं । 

भर्ज्‌न ने पूछा--प्रभो ! यह ब्रह्माजी के दिन रात्रि का क्रम 
कब तक चलता रहता है ? क 

भगवान्‌ ने नहाय प्रश्‍न बार-बार मत करो। अथ्यफ 
प्रजापति जो ब्रह्मा हैं। उनका दिन होने पर ये सत्र चरागर 
जीव व्यक्त हो जाते है। उनके जागने पर सव प्रसुप्त जीव जाग 
जाते हैं पूर्व कर्मानुसार शरीर एवं विषय रूप जो समस्त भोग 


ब्रह्माजी की रात्रि तथा दिन का परिमाण १११ 


भुमियाँ हैं वे प्रकट हो जाती हैं सब अपने-प्रपने कर्मानुसार 
विभिन्न व्यापारो में लग जाते हैं। जब उनकी रामि झा जाती है, 
्रह्मजो की सुपुप्ति रूपा निशा हो जाती है तो सबके सब उन्हीं 
अव्यक्त रुप प्रजापति में लीन हो जाते हैँ। यह कम निरन्तर 
चलता ही रहता है । निर्वाध रूप से सृष्टि का क्रम ऐसे ही चला 
भा रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। 

भजु न ने पूछा--ये जीव क्या स्वेच्छा से जन्मते मरते हैं? 
जब ब्रह्माजी भो अपनो आायु के दिन पूरा करके चले जाते हैं, 
तो उस समय कोई बचता भी हवै क्या ? 

सुतजी कत्ते हैं--मुनियो। इस्तका उत्तर जो भगवान्‌ देंगे 
उसका वंन मे ग्रागे करूँगा । 


छप्पय 


दिन भरि करिकें काम राति में मला सोवें। 
सकल चराचर जगत लीन तिनि तन में होवें ॥ 
इनि जब होवै दिवस तुरत बह्मा जी जागेँ। 
है जावें सब जीव काम अपने में लागें॥ 
हिँ ब्यक्त अव्यक्त तै, दिन में सब है जात हैं। 
मस-राति आवै जबहिं, तब उतिसें तो जात हैं॥ 


ft 


सब नष्ट होने पर भी सनातन ब्रह्मलोक 
नष्ट नहीं होता 


[१०] 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्या प्रलीयते । 
राऽ्यागमेऽशः पार्थं ` प्रभवत्यहरागमे ॥ 


परस्तस्माचु भाधोऽन्योऽव्यक्तोऽश्यक्तादसनातनः ॥ 


यः स सर्वेषु भूतेप्‌ नश्यत्सु न विनश्यति ॥® 
(श्री भग० गो० ८ झ० १६, २० इलोक) 
छुप्पय 
एक नहीं ये सकल जीव ऐसे ही होवे। 
दिन में भोगें भोग राति में चुसतें सोव ॥ 
सकल भत समुदाय जगे फिरि पुनि-पुनि होवे । 
दिन में करमनि करै राति में पुनि-पुनि सोने ॥ 
कवते यह चक्कर चल्यो, कब तक जाने चलेगो। 
येरी जब होने छपा, तब यह चक्र छुटेयो ॥ 


# हे पार्था | ये समस्त प्राणी भवश होकर दिन में बार-दार 
“उत्पन्न हो-होकर रात्रि राने पर ब्रह्माजी के शरीर में लय हो जाते हैं, 
दिन माने पर फिर प्रकट हो जाते हैं ॥१६॥ 

किन्तु उस प्रव्यक्त ब्रह्मा से भी परे एक अन्य जो सनातन प्रस्यक्त 
भाव है, वह सब प्राणियों के नष्ट छोने,पर भो नष्ट नहीं होता है ।२०॥ 


सव नष्ट होने पर'भी सनातन ग्रह्मलोक नप्ट नहीं होता ११७ 


ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यन्त जितने व्यक्तित्व रखने वाले 
प्राणी हैं, वे सवके सब नश्वर हैं। मरणशील हैं। आद्यन्त वाले 
हैं। जब जीव प्राकृत पदार्थों में रमता है, तो वह उसी के सदृश 
हो जाता है। जो जिसका सेवन करता है, उसो के गुण वाला 
हो जाता है। सुरा पीने वाला सूरापी कहलाता है, मद्य में जो 
मादऊता है वही मादकता मद्यपी में आ जाती है । 
जब जीव प्राकृत पदार्थों का सेवन उपभोग करने लगता 
है, तो उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति 
ही वारम्वार जन्म और मरण कराती है । भ्रविद्या, अस्मिता, 
सग, द्रोप ओर अभिनिवेष ये पंच बलेश कहलाते हैं, इन क्लेशो 
ही कारणा संसार में पुनः पुनः पैदा होना होता है जो पदा 
हुआ है उसका नाश अवश्य होगा । जिसको मृत्यु हुई है, उसका 
जन्म भी अवध्यभ्भावी है ! प्रत: माया, प्रकृति भ्रथवा अविद्या 
के चक्कर में पड़ा प्राणी भ्रवश होकर जन्मता मरता रहता 
। यह बात नहीं है, कि ब्रह्माजी की रात्रि हो जाने पर- 
चराचर के प्रलय हो जाने पर-उसका नाश हो जाता हो। 
उसका नाश नही होता प्रदर्शन हो जाता है। जैसे थोड़े जल 
वाले तालाब मे मेढ़क रहते हैं। उस तालाब का जल वर्षात्‌ 
पश्चात्‌ सूखने लगता है। फाल्गुन चेत्र में उसमें कीच 
ही कीच शेष रह जाती है। वैशाख ज्येष्ठ में कीच भो सूख 
जाती है। उसी कीच में मेढ़क भो सुख जाते हैं। देखने वाले 
समझते हैं भेढ़क मर गये। किन्तु जब आपाढ़ श्रावण में 
वर्षा होती है, तालाब में पानी भर जाता है सूखी कीच गीली 
हो जातो है, तो उसके भीतर दबे हुए मेढ़क फिर निकल- 
निकल कर टरं-टरं करने लगते हैं । कीच के सूखने पर वास्तव 
में वे भरे नहीं थे. कीच- में वे सो गये थे ।. जल के अभाव में 


११६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


प्रसुप्त से बनकर अदृश्य हो गये थे । जळ रूपी जीवन को प्राप्त 
हाकर पुनः पूर्ववत्‌ कर्म करने लगे । कोई कुम्भकार है। दिन में 
मिट्टी लाकर उसमे उसे भिगोया, उसके पिंड बनाये पिंडो को 
चाक पर चढ़ाया । १०-२० वर्तन बनाये भी तभी तक रात्रि हो 
गयो वह सम्पूर्ण सामग्री को वन्द करके सो गया । प्रातःकाल 
जागते ही जितनी मिट्टी चाक पर चढी थी फिर उस अवशेष 
मिट्टो से पात्र बनाने लगता है। राति के पइचात्‌ बह पुनः गई 
मिट्टी लेने नही जाता नये लौंदा नहीं बनाता । नया चाक नहीं, 
साता नया काटने वाला डोरा नही निर्माण करता। कल को 
छूटो समस्त सामग्री का ज्यों का त्योंही उपयोग करने लगता 
है। इसी प्रकार समस्त जीव जी-जो कायं करते रहते हैं, ब्रह्मा 
जी की रात्रि आने पर अपने-घ्रपने कार्यों को श्रधुरा छोड़कर- 
विवश होकर ब्रह्माजी के शरीर में लीन हो जाते हैं। जब दिग 
होने पर उठकर ब्रह्माजी जगत्‌ प्रपञ्च कार्यों में लग जाते हैं, तो 
समस्त जीव अपने पूर्व कृत कर्मो' के अनुसार, जहाँ से उन्होंने 
पहिले कल्प में कर्म छोड़ा था, वहीं से पुनः आरम्भ कर देते 
हैं। फिर संचित कर्मो में से प्रारब्ध कमं लेकर जन्मते हैं, क्रिय- 
माण कर्मो द्वारा संचित कर्मो' की वृद्धि करते हैं, फिर प्रारब्ध 
को लेकर पंदा होते हैं, इस प्रकार संसार के भोगों को भोगते 
हुए भी सचित कर्मो को वृद्धि करते रहते हैं। तृण से लेकर 
ब्रह्मा पर्यन्त सभी नागबान्‌ हैं, मरणाशील हैं आद्यन्तवन्त है। 
चस, एक ही सनातनमाव ऐसा है जो समस्त जीवों के नाश होने 
पर भी उसका नाश नही होता। उसे, नित्य, सनातन, अज, 
अमर, परातुपर, परमप्रात्मा, ब्रह्म तथा भगवान्‌ आदि नामों 
से पुकारते हैं । वास्तव में वह नाम तथा रूप से रहित है। 
उसी को दारण में जाने से प्राशी अन्म मरण के चवकर से छूट 


सब नष्ट होने पर भी सनातन ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता ११६ 


सकता है। इसके अतिरिक्त इस संसार चक्र से छूठने का अन्य 
कोई भी उपाय नहीं है । 

सूतजी कहते हँ--मुनियो ! जब अर्जुन ने पूछा--जीव श्रवश 
"होकर क्यो घूमता रहता है । ब्रह्माजी की आयु पूर्ण होने पर 
महाप्रलय के भ्रनन्तर कोई बचता भी है, तो इनका उत्तर देते 
हुए भगवाम्‌ कहने छगे--“अजु न ! ये समस्त प्राणी-ये समस्त- 
भूतग्राम-विवद होकर प्रकट होते रहते हैँ, नष्ट होते रहते है। 
रात्रि में दिखायी देता है, भूतों का ग्राम बसा है, उसमे भाँति- 
भाँति के प्रकाश दिखायी देते हैं। कुछ क्षण में वह भूतों का ग्राम 
लुप्त हो जाता है, कुछ भी दिखायी नहीं देवा । फिर भूत क्रीडा 
करते, नृत्य करते दिखायी देते हैं। इसी प्रकार गन्धर्व नगर 
'दिखायो देते हैं, फिर अदश्य हो जाते हैं। यह संसार भी गंघवं 
नगर के सदृश ही है। जहाँ प्रजापति ब्रह्माजी को रात्रि हुईं 
"नहो, कि सबके सब जीव उनमें लीन हो जाते हैं। जहाँ उनका 
दिन हुआ कि फिर सबके सब उत्पन्न होकर विविध व्यापारों 
मे प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी का नाम संसार चक्र है। वेसे ब्रह्मा 
जी की रात्रि में जब प्रलयाग्नि की लपटें उठती हैं, तो उनसे 
भू, भुव और स्व ये तीन लोक ही नप्ठ होते हैं। शेष लोक ज्यों 
के त्योंही बचे रह जाते हैं वर्योंकि स्वर्ग के ऊपर के लोक म्रवि- 
“चाशी लोक हैं। प्रलयकाल की अग्नि की लपटें स्वर्ग लोक तक 
को भस्म कर देती है। उसकी ऊष्मा लपटे महर्लोक तक पहुँच 
जातो हैँ यद्यपि भहर्लोक उन लपटों मे जलता नहीं, तथापि 
उसमें ऊभ्मा व्याप्त हो जाती है उसको ऊष्मा से घवराकय 
भहर्लोक के निवासी लोग जनलोक में चले भाते हैं । ब्रह्माजी का 

हो जाने पर वे जनलोक से उतरकर पुनः ' भपने महर्लोक मे 
खा जाते हैं । जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के जीवों पर इस 


१३२० 7” = भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


प्रलयाग्वि की छपटों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु जव 
एक ब्रह्मा अपनी श्रायु के १०० वर्ष धुरे कर लेते हैं, तब महा" 
प्रलय होती है । उस महाप्रलय में तो ब्रह्मलोक पर्यन्त जलकर 
भस्मसात्‌ हो जाते हैं । इसीलिये यह बात बार-बार कही हैं, कि 
ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनराबृत्तिशील हैं । ब्रह्मलोक जाकर 
भी जीव पुनः संसार में लौट सकते है, किन्तु एक ऐसा स्थान है 
जिसे प्राप्त करके प्राणी पुनः संसार में नही लौटता। फिर ने 
उसका जन्म होता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। 

अजु'न ने पूछा-भगवन्‌ ! वह अपुनाराबृत्ति वाला ऐसा 
कौन-सा स्थान है ? 

भगवान्‌ ने कहा~-“वह मेरा धाम है ।” 

अजुन नै पूछा--'ब्रह्मणोक जब नष्ट हो जाता है, ठेव भी 
आपका घाम नष्ट नहीं होता क्या ?” 

भगवान्‌ ने कहा-देखो, ब्रह्मा को हिरण्य गर्भ या अव्यक्त 
कहते हैं । उनके जितने भाव हैं-उनकी जितनी कृतियाँ हैं-वें 
सभी चाशवाचू हैं, चाहें जितनों दिनों में भी हो, एक न एक 
दिन उन सबका नाशवान श्रवश्य हो जायगा, किन्तु उस भ्रव्यबत 
से भिन्न भी एक दूसरा भाव है। उसे सनातन अव्यक्त भाव 
कहते हैं । बह्‌ सनातन अव्यक्त इम्द्रियादि का अविषय है, वह 
इच्द्रिययोचर नही । वही एक ऐसा सनातन भाव है कि चाह 
संसार के समस्त भूत नष्ट हो जामे, ब्रह्माजी भी बदल जाम, 
ब्रह्मलोक पर्यन्त सव नष्ट हो जायें, किन्तु उस अविनाशो भाव 
का कभी भी नाश नही होता । 

अजुन ने पूछा-प्रभो ! आप के उस परमधाम का स्वरूप 
बया है कृपा करके उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष बतार्वे भ्रोर 
आपका बह परमधाम केसे प्राप्त हो सकता है? 


सब नष्ट होने पर भी सनातन ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता १२१ 


सृतजी कहते हैं--मुनियो ! अजुन के इस प्रश्‍न का जो भग- 
वान्‌ उत्तर देंगे, उसका वणन मैं आगे करूँगा । 


छप्पय 
बह्मा को जो सूक्ष्म देह अव्यक्त कहावे। 
चाई तैं जग होहि फेरि खामें सो जावे॥ 
जो अव्यक्त महान परे ताहू वै जो है। 
बही सनातन साव परम अव्यक कहो है॥ 
सकल सूत चसि जायेँ परि, नारा न होवै जाहु को। 
परम दिव्य पर अकृति तै, नाम अजन्मा वासुको॥ 





परमधाम ओर उसकी प्राप्ति का उपाय 
[११] 


अव्यक्तोऽच्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं आप्य न नित्रतैन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
पुरुपः स परः पार्थं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सव मिदं ततम्‌ ॥ध 
(श्री भग० गी० द भ्र० २१, २२ इलो०) 


छप्पय 
चर होगे नहि ताह तबहिँ अक्षर कहलावे। 
होहि नहीं वह व्यक्त परम अव्यक्त कहाबै ॥ 
परमायति तिहि कहें भन्तर्मे वह ही गति है। 
पावें ताहि महान विमल जिन अति ही सति है ॥ 
जाहि पाइ लोटत नहीं, जगते नहिं कछु काम है। 
कहें. सनातन परागति, वही परम मम घाम है॥ 





# जिसे भव्यक्त भक्षर ऐसा कहते हैं, उसी का नाम परमागति 
है। जिसे प्राप्त करके लोटते, नही, वही मेरा परमघाम है ॥२१।। 

हे पाये ! वही परम पुरुष भक्ति से प्राप्त करने यौग्य है, जिसके 
भन्तगत समस्त भूत हैं भौर जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥२२।। 


परमधाम और उसकी प्राप्ति का उपाय १२३ 


भगवान्‌ सनातन हैं, उन भगवान्‌ का घाम भी सनातन है 
ओर भगवानु एकमात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैँ । 
यहो समस्त गीता का सार सिद्धान्त है। भगवान्‌ ही काल 
स्वरूप हैं! यज्ञ भी उन्ही का रूप है। वे भगवान्‌ ही माया के 
के आश्रय से काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, कमं, मन्त्र, 
दव्य, ओर फल इन रूपों में परिशित हो जाते हैं। भगवान्‌ के 
अतिरिक्त जो किसी अन्य को कर्ता मान लेते हैं, भगवान्‌ के 
अतिरिक्त जो किसी अन्य फल की आकांक्षा कर लेते है, भगवत्‌ 
चाम के अतिरिक्त जो भ्रन्य किसी स्थान को अपना प्राप्तव्य स्थान 
मान लेते हैं, समझो वे भगवान्‌ की माया के चक्कर में फंस गये 
हैं । एकमात्र सनातन परब्रह्म परमात्मा ही भजनीय हैं । एक 
मात्र भगवद्धाम ही प्राप्त्य स्थान है भोर वे अखिलात्मा अनादि 
निधन अच्युत अनन्य भक्ति ही द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। 
बहुत से लोग कहते हैं, ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का कोई 
साधन ही नही ओर सब साधन तो परम्परागत हैं! मुक्ति का 
साक्षात्‌ साधन तो ज्ञान ही है । वात तो सत्य ही है। यह मायिक 
पदार्थ अज्ञानक्ृत है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का नाश हो 
“ही सकता है। श्रज्ञानी की मुक्ति संभव ही नहो! मोभ का 
साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही है । किन्तु ज्ञानी भी दो प्रकार के दृष्टि- 
गोचर होते हैं। एक सरसज्ञानी दूसरे नीरस ज्ञानी । लट्टू दो 
प्रकार के होते हैं, एक तो भुने सक्त भों में ततिक-सी गुड़ की 
'चासनी मिलाकर उनके लड्डू बाँध दिये । दुसरे उन्ही गेहुँऔ की 
को सूजी बनाकर उसे घी में भूनकर बराबर का घो बूरा मेवा 
"मिष्टान्न मिलाकर उसके लड्डू बना दिये । दूर से देखने में वे 
एक से हो प्रतीत होगे । नाम भी दोनों का लड्डू हो है । आकृति 
भी दोनों की गोल-गोल ' ही है, किन्तु रस में-स्वाद में-अन्तर 


१२४ भागवत दशन, खण्ड ७५ ` 


है। फल में भी विशेष अन्तर नहीं । भूल लगने पर पेट भी 
दोनों से ही भर सकता है, किन्तु रसास्वादन में बहुत भारी भेद 
है । सूखे सत्तू के गुड़ की चासनी से घृत के बिना बने लडूइ 
सुखकर पत्थर हो जायेगे । उनके तोड़ने के लिये दो पत्थर 
खोजने पड़े गे । दांतों से तोड़ोगे तो दाँत इट जायंगे। निगलने 
में महान्‌ कष्ट, बिना पानी की सहायता के निगले ही नहीं जा 
सकते । यदि खाने वाला बिना दाँत का बूढ़ा वेदान्तो हुआ, 
तब तो एक नई विपत्ति ही श्रा जायगी। वह तो उन पत्थर 
सदृश लडडुओं को खा ही नहीं सकता उसे तोड़-सोड़कर चूर्ण 
बनाना पड़ेगा। उन्हें पानी में भिगोकर भ्रवलेह के प्रदृश करता 
पड़ेगा तब कहीं खा नहीं सकेगा। चाट सकेगा! पेट तो भर ही 
जायगा । 

श्रव दूसरे सूजी के वराबर घो दूरे से बने लडुडुओ की कथा 
सुन लीजिये। उनका नाम सुनते ही मुख में अपने आप पानी 
भर आयेगा, बाहर मे पानो लाने की आवश्यकता नहीं । चाहे 
दांतों वाला दान्ती भगत हो अथवा बिना दाँतो वाला वेदान्ती 
बूढ़ा हो । उन लड्डुओ के लिये दाँतों की प्रावइ्यकता नहीं । 
पत्थर खोजने का प्रयोजन नहीं। फोड़ने में श्रम नहीं । वह तो 
कोमल ओठों से ही फूट जायगा । और फूटते हो अमृत का स्रोत 
मुख में भर देगा। उममें जो स्वाद आता है, उसे सूखे सतू 
फाँकने वाले या मुली मिर्चा के साथ बल पूर्वक मुख में ठू'सने 
चाले बया जानें । 

इसलिये ज्ञान चाहे कितना भी निर्मल क्यों न हो, भले ही 
यह मोक्ष प्राप्ति का साक्षात्‌ साधन ही क्‍यों न हो यदि उस ज्ञात 
में भक्ति का सम्पुट नहीं दिया गया है। बराबर का घृत भौर 
दूरा नहीं मिलाया गया है, तो वह ज्ञान उतना अधिक शोमा 


परमधाम भौर उसकी प्राप्ति का उपाय १२% 


-नहों पाता । ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन भ्रवश्य है, किन्तु सरस 
ज्ञान हो, मक्ति संयुक्त हो । 
अब रही कर्म को वात । कुछ लोगों का कहना है, वेदों का 
मुख्य प्रतिपाद्य विपय कर्म हो है। वेदों में कर्मकांड का ही 
विस्तार है, अतः कम से ही जनकादि राजपियों को सिद्धि प्राप्त 
हुई है, भतः मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन कर्म ही है। 
हम इस बात को भी असत्य नहीं मानते कर्मो द्वारा हो 
"संसिद्धि होतो है, किन्तु कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक सकाम 
दूसरे निष्काम | सकाम कर्म तो ऐसे हैं जस साधारण श्वान 
एक टुकड़े के लिये स्वामो के पोछे-पोछे पूँछ हिलाता हुआ दाँत 
'निपोरता हुम्रा घूमता है। वह बार-बार लेटकर उदर दिखाकर 
याचना करता है। तब कही स्वामी की आर से उसे एक टुकड़ा 
मिलता है । इसके विपरीत राजा के यहाँ एक मदोन्मत्त स्वच्छ 
शुत्र रग का गजराज है । हृस्तिप उसके लिये ५-५ सेर के रोट 
बना कर लाता है, उसके सम्भुख रखता है वह रोटों को देखकर 
मुख फेर तिता है । हस्तिप उसकी धुनय विनय करता है, बार- 
मवार उससे खाने को प्रार्थना करता है। तब कहीं जाकर बहुत 
चिरोरो करने पर वह अनिच्छा पूवेक उस इतने भारी आहार 
को खाता है। 
भोजन दोनों को ही मिला । किन्तु शवान को माँगने पर, 
स्वामी के सम्मुख दीन होकर याचना करने पर परिमित मिला। 
“गजराज को विना मांगे, बल पूर्वक आदर से देते पर श्रपरमित 
मधेष्ठ मिला । दोनों के स्वामी एक ही हैं । दोनों की बुभुक्षा 
भी एक सी है किन्तु सकामता झौर निष्कामता के कारण फल 
में विभिन्नता हो जाती है। 
इसी प्रकार जो कर्म सकाम भाव से कितने भो विधि विधान 


१२६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


से राट बाट से किये जायें, उनका फल सीमित ही शुद्र है! उनसे 
परम पुरुषार्थ की पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कमे 
निष्काम भाव से ब्रह्मापंणा बुद्धि से भगवत्‌ सेवा भाव से गिये 
गये हों वे कर्म मद्धल स्वरूप, दुखों को दूर करने वाले भगवान्‌ 
के घाम को पहुँचाने वाले होते हैं । 


अब बहुत से लोग सकाम भाव से वर्शाश्चम धर्म का पालन 
करते हैं, सकाम भाव से घोर तपस्या करते है, सकाम भाव 
से वेदों का अध्ययन करते हैं, सकाम भाव से यज्ञ यागादि करते 
हैं, तो ये कर्म तो निष्फल तो महीं होते। कर्मों का फल तो 
अवश्य मिलेगा ही | उनसे संसार में यश होगा, संसारी वभव 
बढ़ेगा । जब तक संसार में तुम्हारा नाम रहेगा, तब तक तुम्हें 
स्वर्ग में रहफर दिव्य भोग भोगने को मिलेगें। यही सकाम” 
वर्णाश्रम घमः, तप, दान तथा यज्ञादि का फल है। किन्तु ये ही 
कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से, निष्काम भाव सेन्प्रमु प्रसन्नाय 
बुद्धि से किये जायें । भगवान्‌ के गुणागुवादों का भक्ति भाव स 
श्रवणा किया जाय, उनके नामों का, उनके अलौकिक दिव्य कर्मों 
का, उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण, गायन, कीत॑न, मनन तथा 
अनुकरण किया जाय ता ये कर्म भगवान्‌ श्री वासुदेव के 
चरणारविन्दों में अविचल स्मृति प्रदान करते हैं वह भगवान्‌ के 
पाद पद्मं की परम पावन स्मृति समस्त सांसारिक पाप तापों 
का विनाश कर देती है । यह भक्ति साधन भी है और साध्य है 
मयवत्‌ नाम, गुण, लोला श्रवण कीर्ान रूपा भक्ति केद्वारा 
अन्तःकरण की शुद्धि भी हो जाती है और भगवान्‌ कीजो 
परम साध्यारूपा भक्ति है बह भी प्राप्त हो जादी है । इसी भक्ति 
द्वारा पर वैराग्य से युक्त भगवानु के स्वरूप वा ज्ञान तथा 


परमधाम भोर उसको प्राप्ति का उपाय १२७ 


विज्ञान की भी प्राप्ति होती है। अतः एक माव अनन्य भक्ति 
द्वारा हो परम पुरुप प्रभु की प्राप्ति हो सकती हैं । 

सूतजो कहते हैं-मुनियो ! अजु न ने जब श्रव्यक्त अक्षर के 
परब्रह्म के परम धाम की, उन्हें प्राप्त करने के उपाय की जिज्ञासा 
की तव भगवानु ने कहा--“मजु न ! समस्त भूतों के नष्ट होने 
पर भी जो नप्ट नहीं होता वही सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त, श्रक्षर मेरा 
स्वरूप है। श्रुति स्मृतियों में उसी को परमागति के नाम से 
चारन्बार कहा गया है। इस परमा गति को प्राप्त कर लेना ही 
जीव का परम पुरुपार्थ है। भौर समस्त स्थानों से तो जाकर 
लौटना पड़ता है, किन्तु इस परमागति को प्राप्त होकर फिर इस 
ससार चक्र में लौटना नहीं पड़ता । 
8 भ्रजुँन ने कहा--“आपका परम धाम इससे कितनी दर 

भगवान्‌ ने कहा-दूर का प्रश्‍न ही नहीं जिस गति को प्राप्त 
करके फिर लौटना नहीं पड़ता, वही तो मेरा परम घाम है। 


७. 


. भर्णुन ने पुछा--”भगवन्‌ ! आपके इस परमधाम को कैसे 
प्राप्त किया जा सकता है?” 

भगवान, ने , कहा-अजुंन ! मेरा यह परमधाम एक मात्र 
अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के 
अतिरिक्त मेरे घाम की प्राप्ति का सरल सरस सुगम सुन्दर ग्न्य 
कोई साधन ही नही । 

भजन ने पूछा-- “फिर इस दृश्य परप ख का बया होगा ?” 

भगवान्‌ ने कहा-फिर वही बात, अरे भाई अनन्य भक्ति 
री अये ही यह कि मेरे अतिरिक्त तुम अन्य किसी के सम्बन्ध 
में सोचो हो नहीं। सबसे परम पुरुष तो मैं ही हूँ। मुझे प्राह 
कर छिया । मानों सब को प्राप्त कर छिया। ये समस्त भूत मुझ 


१९८ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


सरम पुरुष के भीतर भी विद्यमान हैं। और वाहर भी विद्यमाद 
हैं । जितना भो यह दृश्य प्रपञ्च है । सव मुझ परम पुरुप द्वारा 
व्याप्त किया हुम्रा है। निखिल जागतिक प्रपश्च मुझमें हो 
व्याप्त है। 

अर्जुन ने पूछा-प्रभो आपकी सगुण रूप से उपासना करने 
वाले पुरुप भ्रापके उक्त पुनरावतों परमघाम को किस माग 
द्वाय जाते हैं! कृपया उस मार्ग के सम्बन्ध में मुके बताने की 
कृपा करे । 

सूतजी कहते हैं--भुनियो ! इस प्रश्‍न का जो भगवान, उत्तर 
देंगे उसका वर्णान मैं रागे करूँगा । 


छ्प्पय 


अन्तर गत निहि रहेँ विख फे आनी सबई। 
रहे सदा चैतन्य चेतना शरावे तबई॥ 
सकल जयत परिपू” रहैँ सत्ता जब जाकी। 
जाकी सचा विना कहाँ गति होये काकी॥ 
चह ही पारथ! पर पुरुष, एक मात्र जय जाप्य है। 
सरल सुगम साधन सरस, भक्ति अनन्यहि ग्राप्य है॥ 





देवयान मार्गे 


[१२] 
यत्र काले त्वनाशत्तिमाइति चेव योगिनः । 
अयाता यान्ति तं कालं चक्ष्यामि भरतपभ ॥ 
'अग्निर्ज्योतिरइः शुकः पणमासा उत्तरायणम्‌ । 


तत्र भ्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥® ` 
(खी० भग० गी० ५ ध्० २३,२४ श्लो०} 


छुष्पय 
कौन काल में गये योगिजन लोटत नाही । 
कोन काल में गये लौटि भाब जय माही॥ 
शंका मन जब भई तबहि बोले नँदनन्दव । 
_डेप्ट-निकंदन भक्तनि-चंदन मुनिमन-रैजन ॥ 
कहूँ कोन लोटत नहीं, हे भरतर्पभ । तोह अब। 
__ री आये पुनि लोटि जय, काल बताऊँ ऋवहि सब ॥ 





छ हे भरतवम ! किस बाल मे परलीक गया योगी लोट कर पाता 
घोर किस काल में गया लौटकर नहीं आता, उन दोनों कालों को में 
कहता हूँ ॥२३॥ 
ज्योतिमेय भग्नि, दिन, शुल्क पक्ष और उत्तरायण के छै गहौने, 
न सबके प्रमिमानी देवताभों के मग मे मरकर गये ब्रह्मवेत्ता मोगीजन 
बह को प्राप्त होते हैं फिर लौटकर नही भाते ॥२४॥ 
हट 


१३० भागवत दर्शन, खएड ७% 


योग की साधना करने वालों की दो गति हैं। एक तो सद्यः 
मुक्ति दूसरी क्रम मुक्ति। इन दोनो के ही द्वारा परमधाम को 
प्राप्त पुरुष की पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थाव्‌ उन्हें पुनः लौटकर 
संसार चक्र में आना नही पड़ता। किन्तु जो सकाम कर्मो द्वारा 
पुण्यलोको को प्राप्त होते है, उन्हें तो पुण्यक्षय हो जाने के धरवंतर 
लौट कर इस संसार में पुनः घाना ही पड़ता है । 

योग साधना भी दो प्रकार की होती है, सबीज तथा विर्वीज 
सकार उपासना निराकार उपासना अथवा सगुछ उपासना तथा 
निमुण उपासना । निगुण उपासना बहुत वलेशकर है, क्योंकि 
देहवान्‌ पुरुषों के शरीर, उनकी इन्द्रियाँ तथा अन्तःक्ररणं 
सभो तो व्यक्त को हो ग्रहण करने वाले हैं। श्रतः सगुण उपासना 
सरल है, सरस है सभी के उपयोगी है। भगवान्‌ के भवतारों में से 
जो भी सगुण साकार स्वरूप अपने भनुक्कूल पड़े, उसी का ध्यान 
करना चाहिये । 

ध्यान कैसे करना चाहिये इसका दासों में बहुत विस्तार से 
वर्णन किया गया है। जो साधक सगुण ब्रह्म को, सविशेप 
ह्म की उपासना करना चाहे, उसे मगवानु की किसी भी मनो” 
नुकूल सूति का झालम्बन ग्रहण करना चाहिये | ऐसे साधक को 
पहिले तो भ्रपनी शक्ति के भनु सार झपमे वर्ण तथा धाश्रम के 
धनुसार स्वरधर्म का पालन करना चाहिये। बहुत हाय हाय न 
करे, प्रारब्चानुसार जो भी कुछ सहजमात से प्राप्त हो जाय, उसी 
मे मन्तुष्ट रहकर साधन में प्रवृत्त हो जाय । यह साधना बिना 
श्रद्धामक्ति के, बिना सत्संग के, बिना साघु-संत भगवत्‌ भक्तों क 
सेवा के सिद्ध नहीं होती। श्रतः प्रात्मज्ञानियों के चरणों फी 
शरण लेनी चाहिये, सदा सत्संग में ही समय बिंताना चाहिये । 
सोटे पुरुषों का, इन्द्रियाराम भनुष्यों का, संसारी लोगों का कभी 


१, देवयान मागे १३६ 


भूलकर भी संग न करना चाहिये। धमं का प्राचरण सदा करते 
रहना चाहिये, रधम कार्यों से सदा वचते रहना चाहिये। भोजन 
में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिये । भावदुष्ट ष्टिदुष्ट, 
दुष्टाता से उपाजित, दुजेन पुरुषों का लाया हुभ्रा अन्न न खाना 
चाहिये। परिमित थोड़ा सात्विक आाह।र करना चाहिये। 
भिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह, शौच, सन्तोष तप, 
स्त्राध्याय और ईश्वर विश्वास आदि जो यम्र नियम हैं, उतका यथा 
शक्ति यथा सामथ्यं पालन करते हुए भासतो का प्रभ्यास करना 
चाहिये। आसनो के अभ्यास के बिना स्थिरता नहीं झाती है । 
किर प्राणायाम का अभ्यास करे । प्राणायाम से जितने भी वात, 
पित्त, कफ जन्य दोष हैं, वे नष्ट हो जाते हैं! जितना बढ़ा सके 
कुमक को बढ़ाने का प्ररत करता रहे। श्वास प्रश्वास बाहर 
भीतर झाना जाना बन्द हो जाय | भोतर की वायु भीतर ही लीन 
हो जाय । तव मन के सहित प्राणों को किसी एक देश में स्थिर 
करना चाहिये। चित्त जब्र सब घोर से हट जाय, तब अरनी 
मनोनुक्ूल सूति का नख से लेकर शिखापयस्त ध्यात कर ना चाहिये । 
भगवान्‌ के उमी सगुण साकार रूप का वितन करते रहता 
चाहिये। इस पर भगवानु का चितन करते-7रते शरीर में मे 
आसक्ति सर्वथा छूट जाती है। पूर्वजन्मों के संस्कार के अधीन 
यह्‌ शारीर जब तक प्रारब्ध के भोग शेप हैं, तब तक बना रहता 
है। उच्चस्थिति में प्राप्त साधक की शरीर में तथा शरीर से 
सम्बन्धित झी, पु, कुटुम्ब परिवार, धर द्वार भ्रादि में अहंता 
ममता नहीं रहती । समय श्राने पर शरीर अपने श्राप छूट जाता 
है। ऐमे साधक का जीवात्मा क्रमशः अनेक लोकों को पार करता' 
हुश्रा धन्त में भगवान्‌ के परमधाम को प्राप्त होता हे, जहाँ जाने' 
पर फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस मार्गे का दाम 


१३२ मागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


देवयान है, क्योंकि ऐसे पुरुषों को भिन्न-भिन्न कालामिमानी देवता 
छे जाते हैं। 

जसे किसी यन्त्र को किसी पहाड के स्थान को ले जाना है, 
झोर वह यन्त्र समुद्र पार के देशों से लाया जाने वाला है, तो 
पहिले कुलो लोग उसे जलयान पर चढा कर इस पार करा देंगे। 
फिर वायुयान द्वारा एक प्रन्य स्थान पर लाया जायगा । पुनः 
वाष्पयान द्वारा पर्वन की तलहटी तक लाया जायगा। फिर वहाँ 
से उसे खच्चर घोड़ों पर लादकर पहाड पर ले जाया जायगा, 
तदनन्तर कुनी उमे उठाकर गन्तव्य स्थान की श्रोर ले जायंगे । 

ऐसे हो पहिले राजाश्रों के पत्र भी जाते थे। बहुत वेग से 
चलने वाले ऊँटों पर लादकर वे पत्र एक स्थान पर पहुँचाये जाते 
थे, वहाँ घोड़े तैयार रहते थे, वे उन्हें श्रन्य स्थानों पर पहुँचात । 
यहाँ-वेग से चलने वाले पुछप चलकर उन्हें गन्तब्य स्थान पर 
पहुँचा देते थे । 

हाड़ी यात्रा भी ऐसे ही होती थो । किसी देश की सीमा तक 

यात्रियों को घोड़े पहुँबाया करते थे। वे दूसरे राज्य की सीमा में 
प्रवेश नही कर सकते थे। उस राज्य के बैल उन्हें दूपरे पडाव 
तक पहुँवाते थे । इसी प्रकार एक राज्य से दूपरे राज्य के झौर 
दूसरे राज्य से तोसरे राज्य तक के पड़ाव पर पहुँवते हुए कुव 
काल मे यात्रो झपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचते थे । ति 

यही क्रम देवयान भौर पिठ्यान द्वार। जाने वाले साधकों का 
हे । पहिले देवयान का ही वर्णन किया जाता है। शरीर त्यागने 
पर उसे अग्नि भौर ज्योति के अभिमानी देवता जिन्हें प्रचि 
अभिमानी देवता भी कहा गया है, पहिले वे उसे भ्रादर पूर्वक ले 
जाते हें। जितने भी संसार में पद के भर्थ योतक पदार्थ हैं, उन 
सव यदार्थों के भिन्न-भिन्न भ्रभिमानी देवता होते हैं। इनका 


देवयान मागे १३३ 


शरीर दिव्य होता है। एक भवन बना तुरन्त उसका एक 
भमिमानी देवता बन जायगा । इसी प्रकार प्रकाश का अभिम्रानी 
देवता उसे ऊपर के लोकों में वहाँ तक ले जायगा, जहाँ तक उसके 
जाने को सीमा है। अपनी सीमा पर पहुँचने पर अवि झभिमानी 
'देवता रुक जायया, वहाँ दिवसाभिमानी देवता तयार बेठा होगा 
उसे बह पनी परिधि तक पहुँचा देगा, वहाँ शुक्ल पक्ष का 
भभिमानी देवता प्रतीक्षाकर रहा होगा, दिवश्षाभिमानी देवता से 
वह लेकर उसे मासाभिमानी देवता की सीमा तक पहुँचा देगा । 
वहाँ से उत्तरायण मासामिमानो देवता ले जाकर उसे वर्षाभिमानी 
वता के समीप तक पहुँचा देंगे? संवत्सराभिमानी देवता उसे 
भादित्यलोकाभिमानी देवता तक पहुँचा देंगे, आदित्यामिमानी 
देवता उसे चन्द्रलोकाभिमानी देवता की सीमा तक पहुँचायेंगे। 
इसी प्रकार क्रम से विद्युत लोकाभिमानी देवता के समीप पहुँच 
जायँगे । फिर क्रमशः देव, वरुण, इन्द्र, प्रजापति झादि लोकों के 
के देवता उपे ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। वहाँ से एक दिव्य 
श्रमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मलोक ले जाता है। वहाँ से वे लोग भपने 
इष्टदेव के लोक में चले जाते हैं। इसी मागे का नाम देवयान 
है। इस मागे से जाने वाले फिर कभी इस लोक में लौटते महीं । 
जिन्होंने सकाम पुण्य कर्मो के शुभ अनुष्ठान बिथे हैं, वे 
पितूयान मार्ग से जाते हैं वे उनको भी क्रमशः घूमामिमानी 
देवता, राभि भ्रमिमानी देवता, कृष्णपक्ष भ्रभिमानी देवता, 
दक्षिणायन श्रमिमानी देवता, पिदुलोकाभिमानी देखता, भ्राकाशा- 
भिमानी देवता तथा चन्द्रमा भ्रभिमानी देवता उन्हें चन्द्रलोक तक 
ले जाते है। वहाँ पर जिन लोगों ने यज्ञ याग, वापी कप, तडाग, 
बगोचा, तथा विविध प्रकार के दान-पुण्य भादि सकाम कर्म किये 
हैं, उनके फेलों को भोगते हैं। पुण्य क्षय हीने' पर वे लोग पुनः 


१३४ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


संसार में लौट प्राते हैं। इस प्रकार देवयान भौर पिढ्यान ये दो 
मार्ग सनातन है। सकाम कमे करते वाले तो पुएय भोगों के 
भनन्तर पुतः संसार में जन्म लेते हैं प्रौर निष्काम माव से ब्रह्मा” 
पण बुद्धि से लोक संग्रह के निमित्त प्रभु पुजा सम्बन्धो कर्म करने 
वाले कभी लौटते नही । पुणे ज्ञानी तो कहीं प्राते जाते ही नही । 
यही उनका आत्मा सर्वान्तर्यामी जगदाधार ब्रह्म मे विलीन हो 
जावा है। 

सूतझी कहते है--मुनियों ) जब अर्जुन मे देवयान मागे की 
जिज्ञासा की तो भगवान्‌ ने कहा-भर्जून | तुमने जो मुझे 
देवयान और पिदृयान मार्गो के सम्बन्ध म पुछा, उसका मैं तुमसे 
वर्णन करूंगा ! देखो, काल तो एक है, आविच्छिन्न है। इसके तो 
टुकड़े होते नही फिर भी व्यवहार मे इसके तो घटी, पल, प्रहर, 
दिन, रात्रि, पक्ष, मास, संवतृप्तर आदि भेद हो जाते हैं। जसे 
आकाश एक है, फिर भी व्यावहार में घटाकाश, मठाकाश, 
उदराकाश ग्रादि अ्नक भेद हो जाते हैं। भेद होने पर उन-उन 
कालाभिमानी देवताभ्रो की अपनी व्यावहारिक सीमाथे भी होती 
है। हे भरत श्रेष्ठ ! जिस कालाभिमानी देवता से उपलक्षित मार्ग 
मे जो योग साधना वाले साधक योगी जाते है, उनका वणेन मैं 
तुमसे बरूगा। वे दो मागं हैं। एक से जाने वाले साधक तो, 
फिर संसार में लोटकर झाते नही। और दूसरे विठमागं वाले 
उस-उस कालाभिमानी देवता द्वारा ले जाये जाने पर फिर लौट 
कर संसार में जन्म लेते है मे तुमसे दोनों ही मार्गो को बताता 
है । उनमे से पदिले किसका वणम करू ? , 

अर्जुन ने फहा--प्रमो ! पहिले झपुनराशत्ति बाले देवयान 
मार्ग का ही वणेन कीजिये । 

भगवान्‌ ने कहा--जो साधक सगुण साकार ब्रह्म की उपासना 


देवयान मार्ग १३५ 


करते हैं, वे ऋमश: भग्निज्योति-प्रभिमानी, दिवसाभिमानी, शुल्क 
पक्षामिमानी झोर उत्तरायण के छे महीनों के झभिमानी 
देवताप्रो के द्वारा ले जाये जाने पर क्रमशः ब्रह्मलोक में प्राप्त होते 
हैं। ये मैंने संक्षेप में कह दिये। इसके बोच में ग्रौर भी बहुत से 
सोक पालों के लोक पड़ते है, उन सबको देखते हुए, उन सबका 
“आनन्द लेत हुए वे अन्त में ब्रह्मलोरु में पहुँच जाते है। वहाँ से 
फिर ब्रह्माजी उन्हें उनके योग्य स्थानों में पहुँचा देते है । 
अजुन ने कहा--“भगवनू ! यह तो देवयान का वर्णन हुमा । 
अब कृपा करके पुनरावृत्ति घाले पितृयान का भी वणन कीजिये।” 
भगवान्‌ ने बहा--पुनरावृत्ति वाले पितृयान से तुम्हें क्या 
प्रयोजन ? उसके सम्बन्ध में तुम बयों पूछ रहे हो ? 
अजुन ने कहा-"भगवन्‌ ' दोनो ही पक्षो का ज्ञान कर लेना 
चाहिये, जिससे भूल न हो । उनमे से जो श्रेष्ठ प्रतीत हो, उसी 
का भनु १२० करना चाहिये ।” 
भगवानु ने कहा--प्रच्छो बात है, अत मैं तुमसे पिद्यान 
माग का भो वणेन ,करता हूँ, उसे तुम सावधानी के साथ 
श्रवण करो । भर 
a _ दष्पय 
- जो नहि लौटत जगत अथम गति तिनहिँ बतावें। - 
ज्योतिमंय मग , जाये ऋशिनि के देव पठावें ॥ 
अभिमानी दिन-देव फेरि तिनिकूँ लै जानें। 
शुल्कप्न सुर फेरि उत्तरायन सुर आवे॥ 
- भेम-कम तें लै जात हैं, सुर अभिमानी सबनि के। 
` फिरि लौटत ये हैं नहीं,, पद पार्दै ते मझ के॥ 


पुनराढ्त्ति पितृयान-मार्ग 


[१३] 
धूमी रात्रिस्तथा कृष्णः पएमासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्यते मते। 
एकया यात्यनाद्वक्ति मन्ययावतेते पुनः ॥% 
(श्री भप गी० ८ भ्र २५, २६ इलो०} 


छप्पय 
जे पुनि आवें लौटि तिनहु की गति बतलावें। 
युग भोगति कू मोगि लोटि के जय से आवें ॥ 
उन्हें मयम लै जायं धूम अभिमानी सुर्यन। 
कृष्णपक्ष के फेरि विशातुर अभिमानी जन ॥ 
पुरकर॒दक्षिए अयन के, चन्द्रज्यीति छोजॉत. हैं। 
शुम करगनि फल सोगिके, पुनि जय में भाचाँत हैं ॥ 





ॐ घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के छो ' महीने, इसके भमि” 
मानी देवताधो के ,मार्मा, मे , मरकर गये योगी चन्द्रमा की ज्योतिको 
प्राप्त होकर लौट पाते हैं ॥२५॥ Fe re 

सपार म शुक्ल मार्ग भोद कृष्णा मार्ग थे दो हो मार्ग सनातन मानेर 
गये हैं । एक के द्वारा गया हुप्रा लौटकर नही भाता, *दुसरे के द्वार 
यया हुप्रा तार में पुनः लौटकर भाता है ।।२६।। 


पुनरावृत्ति पितृयान-मार्ग १३७ 


क योग मागें के रहस्य को जान लेने पर फिर साधक मोह में 
में नहीं पड़ता । यह जो संसार चक्र है धनादिकाल से चल रहा 
है, इसका कहीं आदि नहीं, अन्त नहों । काल अनादि है, काल 
की कहीं परिसमाप्ति नहीं। काल की गतियाँ भी अनादि हैं, 
बन्ध और मोक्ष भी अनादि हैं। ज्ञान भी अनादि है और माया 
कहो अविद्या कहो प्रकृति यह भी प्रनादि हो है। जीव तो' 
अनादि है हो, भेद भाव भी श्रनादि है प्रौर भ्रम भी अनादि है । 
ये सव पदार्थ तभी तक श्रनादि हैं जब तक एक अद्वय तत्त्व का 
पूर्ण बोध नहीं होता । पूर्ण घोष हो जाने पर सबका प्रनादित्व 
„ एक में ही विलीन हो जाता है। वास्तविक जो एक है, जिसकी 
सत्ता के सम्मुख दुसरी सत्ता टिक नहीं सकती । जिसके चतन्य 
के प्रभाव में जड़ता रह नहीं सकती, जिसके आनन्द के सम्मुख 
दूसरा आनन्द टिक नहीं सकता । उस अलौकिक अदभुत वस्तु 
को पा लेने पर फिर अन्य किसी पदार्थ को पाने की आकांक्षा 
ही नही रहती । उसो के पाने के लिये शास्त्रों का श्रोश्रय लेना 
पड़ता है, साधनों का सहारा लेना पड़ता है । विद्या अविद्या 
दोनों को ही जान लेना पड़ता है। दोनों के जाने बिना ज्ञान 
अधूरा ही रहता है । भतः प्रकाश का भी परिचय प्राप्त करो, 
अन्धकार के विषय में भो जानकारी करो। भग्ति को भी जान 
लो और धूम को मी पहिचान लो । दिन के सम्बन्ध मे भी समझ. 
सो, रात्रि का भी परिचय प्राप्त करो। शुक्ल पक्ष को भी जान, 
लो। कृष्ण पक्ष को भी समझ लो । उत्तरायण और दक्षिणायन 
दोनों से हो परिचय प्राप्त कर लो । तभी तुम्हारा ज्ञान पूण होगा, 
सेमी तुम समग्रता के संबंध मे समझ सकोगे । अतः भपुनारा 
इत्ति बाल्ने, देवयान मार्ग के साथ पुनरावृत्ति वाले पिठृयान को; 
भीजात्‌ लेनाचाहिये। ...  ::  ., ; र 


१२८ "भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


सुतजो कहते हैं-मुनियो। जव भगवान्‌ ने पुनरावृत्ति 
वाले देवयान का वर्णान कर दिया, तब धजु'न ने पुनरावृत्ति वाले 
पितृथान की जिज्ञासा की इस पर भगवान्‌ कहने लगे--अजु न 
तुमने उचित हो प्रश्न किया योगी को दोनों ही मार का परि- 
चिय प्राप्त कर लेना चाहिये। दोनों का ज्ञान प्राप्त किये बिता 
ज्ञान अधूरा ही रहता है। जिन लोगों ने सकाम भाव से शास्त्र 
विहित शुभ कर्मा किये है। उनको देह त्याग के अमम्तर 
सर्वप्रथम धूमाभिमानो देवता ले जाते है, जब उनकी सीमा 
समाल हा जाती है, तव रात्रि के अभिमानो देवता उन्हें पक्षा; 
मिमानो देवताओं के समीप पहुँचा देते है) जेते पितूयान मागं 
वालां को शुबलपक्षाभिमानो देवता ले गये थे बंस ही इन पितृ" 
यान मार्ग वालों को कुष्णापक्षाभिमानो देवता ले जाते हैं, तदनंतर 
उन्हें जैसे उत्तरायशामिमानी देवता ले गये थे ऐसे ही इन्हें 
दक्षिणायनाभिमानी देवता ले जाते हैं। अब यहाँ से इनका मार्ग 
चदलता है। 

अजुन ने पूछा--ता बया भगवम्‌ ! जमे देवयान मार्ग वालों 
को उत्तरायणामिमानी देवता सम्बतृप्तरामिमानी देवताओं के 
समीप तक पहुँचाते हैं, वंसे ही इन पितृयान मागे वालों को 
दक्षिणायणामिमानी देवता सववृसराभिमानी देवताओं के 
समोप नही पहुँचाते ? 

भगवाम्‌ ने कहा--दोनो के श्रव तक तो दा दो अभमानी 
देवता पृथक्‌-पृथक्‌ थे जसे प्रिति और धूम, दिन मौर रामि, 
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन । बर्षा, 
मिमानी देवता एक ही हैं, भतः देवयान मार्ग के सदृश पितृयान 
चार्लों को संबत्सराभिमानों देवताओं के समीप न ले जाकर 
पितृलोक अभिमानी देवताओं के पास पहुँचाते हैं ।' पितृलोक सें 


पुनरावृत्ति पितृयान-मार्ग १३९ 


आकाशलोक को झाकाश लोकाभिमानी देवता उन्हें चन्द्रलोक 
में पहुँचा देते हैं ! वहाँ जाकर ये अपने सुकृत कर्मो' के भोगों को 
तब तक मोगते हैं, जब तक उनके शाम फर्मो के पुण्य शेप नहीं 
हो जाते । जब पुण्य कर्मो के भोग दोप प्रामः हो जाते हैं, तो 
जिस मार्ग से ये गये हैं, उस्तो माग से पुनः इस संसार में लौट 
आते हैं । 

अजुन ने पूछा--वे लौटते कसे हैं? भगवान्‌ ने कहा- 
उनका कोई स्थूल शरीर तो होता नहो उनका तो अत्यन्त सूक्ष्म 
कारण शरीर होता है । चन्द्रोदि पुण्य लोकों मे वे धाकाश में 
"रोट बाते हैं आकाश में जल रूप होकर वर्षा की विन्दुओं के 
साथ ओपधियों में आ जाते हैं। ओषधियों को प्राणी खाते 
हैं। उनमे वीर्य बनेर माता के गर्भ में आते हैं। गर्भ से पुनः 
जन्म लेते हैं। किर यज्ञ, दान, तपादि सुकृत कर्मा करके, पुनः 
सकामता के संकल्प से पुण्य लोकों में जाते हैं। इस प्रकार 
कम दानों के एक से होने पर भौ सक्रामता और निष्कामता 
के कारणा एक लोट झाते हैं दूसरे नही लोटते । 

अजुंनने पुछा--"इन दोनों मार्गों में से पहिले कीन माग 
प्रकट हुआ ?” 

भगवान्‌ ने हँसकर कहा- भरे, भाई ! पहिले पीछे का प्रश्त 
मत करो। यह संसार अनादि है। दइयप्रपंच के सम्बन्ध में 
कोई भी नहीं कह सकता यह कब से हुप्रा। जब संसार प्रनादि 
है, तो देवयान माग या शुल्क मार्ग तथा पितूयान मार्ग या 
इष्ण माग इन दोनों मार्गों की गतिया भी अनादि ही हैं। 
इनमें से एक माग से अर्थात्‌ पितयान मार्गों से जाने बालों की 
नइनरावृति होती है श्र्थात्‌ वे लौटकर फिर संसार में नहीं 
'भाते। दुसरे पितृयान मार्ग से जाने वाले लोट भाते हैं । 


१४० मागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


अर्जुन ने पुछा--इन दोनों मार्गो के परिचय का फल क्या 
होता है। इन दोनों मार्गो के ज्ञान का माहात्म्य बतावें । 

सुतजी कहते हैं-मुनियों ! इन दोनों के विज्ञान की स्तुति 
करते हुए इस विषय का भगवाम्‌ ने जैसे उपसंहार किया है. 
उसका वणेन मैं रागे करूंगा । 


दप्पय 


शुक्लपच्त अरु $ष्णपत्त गति न्यारी न्यारी। 
पिठ्यान अरु देवयान सारय अति सारी॥ 
दोज यति हैं शुद्ध सनातन सुस सरतावनि । 
एक पाइ नहि लोटि एक तै होवै आवि ॥ 
शुक्ल कृष्ण गति सनातन, येद भावना सें इह्ो। 
मलीन है जात इक, एक फेरि जग में रह्यो॥ 





. सर्वश्रेष्ठ योगमार्ग का फन 


[ १४ ] 
नैते सृती पार्थ जानन्योगी ब्रश्ठति कथन 
समातेर कालेषु योगयुक्तो . भवार्जन॥ 
वेदेप यज्ञेषु तपः सु चेव दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी पर स्यानमुपैति चाद्यम्‌ ॥® 


(श्री भग० गी० ८ भ्र० २७, २८ इलोक) 


छप्पय 
गति दोउनिकू” जानि होहि मोहित नहिँ जोगी। 
छु इच्चा जिनि रही भोगि शुभ लोटे मोगी ॥ 
ज जानत यह तत्त न मन में दुख सुख पावें। 
समे करि सम इद्धि चिच मोई में लाव॥ 
अर्जुन । म सम बुद्धि करि, योगयुक्त है जग तरो। 
पप काल में सब शि हल ला अनि लः ह जोगी बनि साघन करो ॥ 


है पाथं ! इन दोनो मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोह को 
गामा नहीं होता, इसलिये तर सब काल में योगयुक्त होकर रह ॥२७॥ 
बैद पाठ से, यज्ञों से, तपस्याम्र से, दानों से जो फल प्राप्त होते 
» उने फलो को भी योगी इस रहस्य को तत्त्वसे जानकर उल्लघन कर 
जाता है पोर सनातन परम स्थान को प्राप्त होता है ॥२८॥ 


१४२ भागवत दर्शन, संयड ७५ 


सनातन मोक्ष प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं। कर्ममार्ग और 
ज्ञान मार्ग । दोनों ही निःश्रेयस्कर हैं। दोनों से ही सिदि 
अर्थात्‌ ससार से मुक्ति प्राप्त-होती है । कममार्ग ४ प्रकार का 
है। स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से सकाम कमंमागं, वर्णाधर्म 
विहित कर्ममार्ग और केवल प्रपने ग्रन्तःकरण की विखरी वृत्तियों 
को योग द्वारा निरोध करना योग करमंमार्ग तथा चौथा कर्मगे 
यह है कि ब्रह्यार्घण बुद्धि से-निष्काम भाव से-इन कर्मो'को 
करते हुए अपने ध्येय तक पहुँचना । 

सकाम कर्मो में और वर्णाश्चिम विहित कर्मों में तथा निष्काम 
कर्मों में-जिध्का नाम भक्तिमार्ग भी है, इनमें वेद पाठ यज्ञ, 
तपस्या, तथा दान ये शुभ कर्म परमावश्यक हैं। जो स्वर्ग की 
कामना से शुम क्म करते है, उन्हें वेदाध्यन, यज्ञ, तप तथा 
दानादि शुभ कर्म करते प्रावश्यक हैं, क्योंकि इन पुण्य कर्मों से 
उन्हें स्वर्गादि पुएय लोको की प्राप्ति होती है। सकाम होने सै 
उनको फिर लौटना पड़ता है । इन्हीं वेद, यज्ञ,'तप और दानादि 
कर्मो को स्वधर्म पालन बुद्धि से वर्णाश्चम धर्म पालन रूप कतँब्य 
भावना से करने पर क्रमशः: ज्ञानकी प्राप्ति होती है और ज्ञान से 
मुक्ति होती है। इन्ही कर्मो को प्रभु पूजा समझकर मक्ति भाव 
से करते रहने पर प्रभु प्रसन्न होकर अपना परमघाम प्रदात कर 
हैं। किन्तु इन कर्मो के विना किये भी केवल यम, नियम, सन, 
आणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान झर समाधि रूप कर्मो को 
करते हुए सनातन परम स्थान की प्राप्ति हो जाती है। ये चार 
तोकमं के अन्तर्गत मार्ग है। इन चारों से हो मुक्ति होती है, 
किन्तु जो सकाम वेद, यज्ञ, तप और दान है बे लोग स्वर्ग श्राध्ति . 
को मुक्ति ही मानते है भगवान्‌ ने उसे मुनित महीं माना है 
और उसकी निन्दा को है । ड़ * 


सर्वश्रेष्ठ योगमार्ग का फल १४३ 


दूसरा ज्ञानमा है, ज्ञानमा में प्रव्यक्त, निगुण, निराकार, 
निविशेष ब्रह्म की उपासना को जाती है। उसमें कर्मो कोही 
बन्धन का कारण माना जाता है। इसलिये प्रन्तः:करण की शुद्धि 
के निमित्त कर्म करने पड़ें तो विवशता है, किन्तु वाह्य कर्म जब 
भी जितने भी शीघ्र छोड़े जा सके उन्हें छोड़ना चाहिये। सर्व 
कर्म परित्याग-से ज्ञान होगा और ज्ञान से मुक्ति। सर्व कर्म 
त्याग का ही नाम संन्यास है, इसलिये ज्ञानमागे को त्यागमा्ग या 
संन्यास मागे भी कहते हैं। ज्ञान मार्ग बाला संन्यास दुसरा है 
भोर वर्णा्चम विहित सन्यास दूसरा है । ज्ञान मार्ग वाले सन्यास 
में कोई वर्णका या आश्रम का नियम नहीं। जब भी त्याग 
भावना परिपक्व हो जाय, तभी सर्वस्व त्याग कर बिना किसी 
वाह्य चिन्हों के विना किसी विधि निपेध के ज्ञान मार्ग का ग्रव- 
लम्बन कर ले। वर्णाश्रम धम वाले संन्यास के नियम हैं, उनमें 
विधि निषेध भी है। उस सन्यास को वर्णाश्रम धर्म का विधिवत 
पालन करने ,वाला केवल ब्राह्मण ही ले सकता है। इस संन्यास 
का ग्रधिकार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं है । 
भगवान्‌ का जो निप्काम कर्म योग है, उसका पालन 
सकाम कर्म वाले तो कर नहीं सकते। क्योंकि वेतो सभी 
कमो को कामना पुर्वेक हो करते है, शेष कर्म मार्गी ज्ञानमार्गी दोनों 
ही समान भाव से कर सकते हैँ । आप भले ही वर्शाश्रम धम का 
पाल्न करते हैं, करते रहिये, जिस वर्ण में हों, जिस आश्रम 
भ है वहीं निष्काम भाव से सब कर्मो को प्रभु की पूजा समझ 
केरे करते रहो आप सन्यासी ही हैं सभी वर्ण वाले सभी ग्राश्रम 
पालि जहां हों, बही से परम पद को प्राप्त कर लोगे। आप 
गर्ने भार्गावलम्बी हैं तो भक्ति पूर्वक सगुण ब्रह्म का वशा, 
मनन, निदिष्यासन कीजिये। जो गति अव्यक्त अक्षर, निवेश, 


१४४ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 


निगुण वाले त्यागी को मिलेगी वही गति आपकी भक्ति पूर्वक 
सग्रुण उपासना से मिल जायगी । अतः भगवान्‌ का निष्काम 
कर्म योग भक्ति मूलक कर्म मार्ग भी है ओर भक्ति मूलक ज्ञाव 
भाग भी है और भक्ति मूलक योग मार्ग भी है। मववान, ने जो 
देवयान मागे भ्रौर पितृयान मार्ग दो मार्गों का वर्णन किया 
यह सकाम कर्म परक तथा निष्काम कर्म परक साघकों के 
भाग हैं। योग मागे वाले साधक केवल योग साधन द्वारा इन 
दोनों मार्गो का फल बिना वेद, यज्ञ दान तपस्या के ही प्राम 
कर लेते हैं । अर्यात्‌ भक्ति पूर्वक योग करने से विभुक्त बन जाते 
इं । इसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान, इस योग मार्ग 
की प्रशंसा कर रहे हैं । 
सूतजो कहते हैं--"मुनियो ! जब अर्जुन ने पितृयान भौर 
देवयान दोनों मार्गो को जान लेने की तथा उनके फल की 
जिज्ञासा की तो भगवान, ने कहा--“अजुत ! देखो, इन दोनों 
मार्गो के रहस्य को भलो-माँति जान लेता चाहिये !” 
अजुन ने कहा-जिस मार्ग को जाना ही नही, उसके कोश 
यिनने से क्या लाभ ? हमें पितृथान मार्ग से जाना ही नहीं, तो 
उसे क्‍यों जानें ? गा 
भगवान, ने कहा--ऐसा नही । विद्या को जानने के लिपे 
अविद्या का स्वरूप जान लेना भी आवश्यक है। यह करना 
चाहिये, इसे जानने के पूर्व यह जान लेना परमावश्यक है कि 
कौनन्सो काम न करना चाहिये । विधि भौर निपेध दोनों का 
ही ज्ञान आवश्यक है! इसीलिये जो इन देवयान पिटुयात 
दोनों मार्गो" को जान लेता है, वह योगी फिर मोह में नहीं 
चहता । 
अजुन ने पूछा-योग मया ? 


सर्वश्रेष्ठ योगमार्ग का फल १४५ 


भगवान ने कहा-- सदा 'सावधान रहे, कि मन संसारी 
विपयों में न जाय,. मुझमें,ही मन के लगे रहने को योग कहते 
हैं। इसलिये मैं तुम्हें, ज्ञा देता हूँ, तुम्हारा श्रेय हो कल्याण 
हो, उस उपाय को बताये देता हुँ, तुम सदासवँदा योग युक्त बने 
रहो । केवल योग साधना द्वारा ही तुम्हें बिता बाह्य कर्म किये 
"कर्मो का फल मिल जायगा ।” 

सजुंन ने पूछा--क्तो केसे प्रभो ! 


भगवान ने कहा-वेद पढ़ने शिष्य जायगा तो, समितपारि 
होकर, गुरु की, अग्नि की उपासना करते हुए ब्रह्मचर्य ब्रत का 
“पालन करते हुए वेदाध्यन करेगा! मन्ञों में जितना सामग्रियाँ 
मावश्यक हैं, उन्हें जुटा कर मन्त्र पूवक आहुति देने से यज्ञ 
सम्पन्न होगा, तपस्या में माँति-भाँति के उपायों से शरीर को 
तपाना पड़ेगा। दान में अपनी कहलाने वाली विविध वस्तुओं में 
से अपतापन हटाकर उन्हें सुयोग्य पात्र को दैना पड़ेगा। ये 
सव भी कर्तव्य क्म समझकर, स्वघर्म पालन मानकर निष्काम 
भाव से करने पर परमधाम की-मुक्ति की-प्राप्ति होगो । किन्छु 
ध्यान निष्ठ योगी । इस योग के रहस्य को जानकर योगानुष्ठान 
करते हुए इन सब साधनों का अनुक्रमण कर जाता है । इन सब 
के फल को योग द्वारा ही सरलता से श्राप्त कर लता। बह सबके 
आद्य कारण ब्रह्म को ही धाप्त कर लेता है । इसलिये योग माग 
अष्ठ माग है। 

सूतजो कहते इँ---मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने अप्टम 
अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया । थव नवमे अध्याय 
मेजेसे राजविद्या राजगुह्वायोग का वर्णन करेगे, उस विषय 
कामै आगे वर्ण न करूँगा । 

२० : 


१४६ भागवत दर्शन, खण्ड ७५ 
छुप्पय 
जोगी जाकू जानि वेद पढ़िये फल पावै । ' 
यज्ञनि को फल पाइ छवारथ सो है जाने।॥। 
दान यज्ञ तप सकल पुएयप्रद पुन्य करम है। 
विनि सब ते बढि जाय समु के योग सरम हैं ॥ 
जोगी तौ बढ़िके नहीं, जय में कोई नर बृहद।' 
जोगी ई या जगत में, पाइ सनातन प्रम पद्‌॥ 


उ तत्सत्‌ इस प्रकार श्रीमद्भगवत्‌ गीता उपनिषद्‌ जो ह्यविद्या 
योगशास्त्र है जो श्रीकृष्ण भ्रौर भजु'न के संवाद के रूप में 
है उसमे “अक्षर ब्रह्म योग” नाम का झ्ाठवाँ k 
श्रष्याय समाप्त हुआ ॥८॥। 





